नेहरू हे 
सोवियत दृष्टि में 


नेहरू : 


सोवियत दृष्टि में 


सम्पादकफ * 
लियोनिद सिन्नोखिन 
एवं 


निकोलाई फेदिन 





रा जफामल अकायन 
दिल्ली # पटना 


मुल्य : ९० १२.०० 

9 १६७५, राजकमल प्रकाशन प्रा० लि० 
प्रथम संस्करण : १९७५ 

प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन प्रा० लि० 
नेताजी सुमाष मार्ग, दिल्‍ली ११०००६ 
मुद्रक : शान प्रिट्से, द्वारा 

ग्रन्थ भारती, दिल्‍ली-११७०३१ 


अनुक्रम 


जबाहरलाल नेहरू और सोवियत संघ 


झ्न्तर्राष्ट्रीय राजनीति प्रें नेहुरू की भूसिका 


भारत का राष्ट्रीय नेता : इवान मायस्की 

मैत्री का शिलान्यास : पावेल येरजिन 

नेहरू से चन्द मुलाकातें: मिखाइल मेनाशिकोव 
भारत का महान्‌ सपृत : इवान बेनेदिक्तोव 


नेहरू और सोवियत-भारत भ्राथिक सहयोग 


शभिलाई---भारत के भविष्य का प्रतीक-चिन्ह : 
वेनियामिन दीमशित्स 

नये भारत के नये तीर्थ : निकोलाई गोल्डिन 

समृद्धि का खोत--वसुधारा : बोरिस सेमानोव 

सुरतगढ़ में नेहरू के साथ भेंट : अ्रलेक्जेंडर सेलिवानोव 

नेहरू का सपना सच्चा साबित हुआ : अलेक्सी वार्लामोव 

एक कभी ने भूलनेवाली याद : अलेक्ज्ञेंडर लिबोव 


सोवियत प्राच्यविदों की दृष्टि में नेहरू 
महान्‌ देश का महान्‌ सपृत : बौबोदजन गफुरोब 
साम्राज्यवाद के प्रबल विरोधी : येवजेनी ऋूंकोव 


२२ 
२६ 
र्८ 
३० 
३३ 


३६ 


४१ 
४डरे 


४५६ 
ष्द 


रे 


ं, 


भर 
नर 


शहरू के साथ मेरी कुछ भेंट : येवजेनी चेलिशेव 
६ नेहरू के महान्‌ कार्य ही उनका स्मारक है : 
व्लादिमिर बाला बुशेविच 
महान्‌ विद्वान--जवाहरलाल नेहरू : 
सेबोखात अ्जीमद्जनोवा 
नेहरू आज भी जनता के दिलो मे समाये हैं : 
अलेक्सी लेवकोव्स्की 


महान्‌ मानवतावादी 


कलाकार, राजनीतिज्ञ और भारत का सच्चा सपूत : 
इल्या एहरनबर्ग 

शान्ति तथा अ्रफ्रो-एशियायी एकता के प्रबल समर्थक : 
अनातोली सोभरोगोब 

नेहरू की याद : इष्याक्ली आाबाझ्ीदजे 

वह आज भी मेरे गीतों में जिन्दा हैं: रसूल रजा 

मेरे जीवन में भारत : राशिद बी० बुतोच 

वह मेरे पिता के समान थे : एलीमीरा रागीमोवा 

नये भारत के निर्माता : रोमन कारमेन 

भारत के महान्‌ तागरिक : निकोलाई पेस्तुरोव 

नेहरू : अलीम केशोकोव 

सूरज भौर चाँद : सैमुअल मारशक 

नेहरू की भस्म : मिर्देजा कँम्पे 

जवाहरलाल नेहरू के बाक्‌ आने पर : तौफीक बैराम 


नेहरू और 'सोवियतलेण्ड” पत्रिका 
चाचा नेहरू 
रामायण के प्रदर्शन के अवसर पर नेहरू : 
गनेडी पेचनिकोव 
हरू ने अ्रपना वादा पूरा किया : मिरजा मखमुतोब 
सोवियत संघ में नेहरू की रचनाओं का प्रकाशन 
जनता को स्मृति में नेहरू का नाम श्रमर है 


नेहरू : 
सोवियत दृष्टि में 





ओनिदब्र 


फ ंक कई 


लि 
ए्‌ 


॥१७५ 


रश 
जा 
थक आ 
टु 


हुरू ओ 
खते 


ती दे 


वाहरलाल ने 
दर्शं 


९) 


ज 
एक क्ृषि प्र 


हे 


कर 
हा 


दिल्‍ली १६६१ 


मास्कों, जून १६ 
फूलों 


धूप : बच्चे सम्मानित भारतीय अतिथि का 
और मुस्कान से स्वागत करते हुए 


०] 













हक 


फंड छछ 















कक | ० 


हलक क्िएशभक एतहतकपमशरीयो। 4१ फाही#ि 
की जब 55 328 । 
अर शाह कपएक "हाई हे हर 0208 

। हज! हल 










20204 
है 





१08५४ 










#'सक्षक्ालल [ह:पकूनतणन- 





कस... विज 











मासस्‍्कों क्र मलिन में दर्शनीय स्थान देखते हुए 


जून १६५५ : जवाहरलाल नेहरू 
और इंदिरा गांधी क्र मलिन 
के फंसेट्स पैलेस में 





| टिक कै; 
; (॥ककतपरए॥20३मएण जाकर ४ 
दा ४28४९ 
५ 


५ ८5: ५ हू ; 
2.8४ ३] ; ; ] । ४ के. | 
#! ६ |! 20 | (४ | अंजह[कलशलि+संमशेकतत 3७ कापतइलाल्ट वे शोकिए जाओ लेक पापा 
; ' जम लहां एक 2 





रुस्तावी, जॉजियन एस एस आर के एक इस्पात कारखाने में भारतीय मेहमान 


क 





जॉजिया की राजधानी त्बिलिसि के एक 





कप 
अधि 


बोशोफलिल्त + 





कक 





५ 3] नबाओकथललय+ सका अंडमान ह6-... 





0%%८४००. 








७,७०४ रह 














5 0 











परि 
५, " जश हे 


2080 
20 


% + «ध; प०जेक ३४ एनमरल 2९००१: 


04 9 मी आल ा बह 3 ही 
५ हक 2! +. 0० 


हि: हक 
हज 





(० 


और इंदिरा गाँधी 
पुराने समरकंद में, 
जो अपनी शिल्प 
कला के खजाने के 
कारण प्रसिद्ध है 








साबोहत आजिम्जातोबा, निदेशिका ओरियंटोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ 
उज्बेकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंस के साथ इस संस्था द्वारा 
प्रकाशित ग्रंथ देखते हुए 


हा 





(हम 








800५, 
१९ ( 






६,00५ २३ 


) "0; 


प! 


53%/5॥९०,;; 


५१० 





माग्नितोगोस्क स्टील प्लांट के मजदूरों से मिलते हुए 





जवाहरलाल नेहरू और इंद्विरा गांधी : सोवियत राज्य के संस्थापक 
 ब्लादीमिर इल्यिच लेनिन की समाधि पर माल्यापंण 


6&०१०9।४१-प! 


|] $॥8 8 ॥॥ 0 आह 2 
हे ५ हक कक ॥ 8+ 7, 2, है । के] रे ; कै कै. कि 


मी 
किस कर वाहक गफने अफानाक 33. रफयाण. पके. कल ना+ >+>पठ फकककक कफ... कथन3 सहाणाधणस मकाकम॑म०0३: कतक++ी६७ ०-५ ; के हे 2० 88004 कह 6१६०. है! 
० न्‍् ह अंक ०० ०० न 80५ एक ए७५० +00०६९. है! 


000९, ५0.५ 


जी 


का ठकाह0 





आतरतेंक से विदाई 


| ० ! 


है 8] 
4... 








१: 08%... 








 मास्‍्को में राष्ट्रीय आथिक उपलब्धि-प्रदर्शनी के पंडाल में 








। 


लड़े 


निकों 
थे 


सं 
कों 


पी 
गी आक्राम 


ा॥ सा 
4 
् 
प्मसबण 
| 


ले 
रमेंना 


मामायेव हि 
६४ 


हब 











रे 


न प्लाट 


र्ट्बा 


द 


लेनिन 





प्रिलाई इस्पात कारखाने में धमन भट्टी में पिघला हुआ इस्पात देखते हुए 





कलकत्ता, फरवरी १६६० : इण्डो-सोवियत मैत्री की एक मीटिंग में 





जवाहरलाल नेहरू : सोवियत इण्डोलॉजिस्ट एस० पोताबेंको द्वारा अंकित 
एक रेखाचित्र । रेखाचित्रकार ने इसका शीर्षक दिया था : 'राजपथ' 


जवाहरलाल नेहरू और सोवियत संघ 


२०वीं शताब्दी के भारत के राजवीतिक इतिहास में जवाहरल;ल नेहरू एक 
अद्वितीय स्थान के अभ्रधिकारी है। “इतिहास और उनके समकालीन उन्हें एक 
ऐसे व्यक्ति के रूप में स्मरण करते है जिसमे गहन दाशेनिक प्रज्ञा, प्रगाढ़ 
मानवतावादी दृष्टि, सामाजिक अन्याय के प्रति उत्कट विरोध-भावना थी, जो 
साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रबल शत्रू, शान्ति और प्रजातंत्र का 
समपित योद्धा तथा सोवियत संघ का मित्र था ।* 

सिद्धान्तकार और राजनीतिवेत्ता के रूप में नेहरू के जीवन को, उस 
जीवन को जो संघर्ष श्रौर जिज्ञासा से भरा हुआ था, सापेक्ष रूप में ही देखा जा 
सकता है और उसका मूल्याकन उन क्रातिकारी परिवतेनों की रोशनी में ही 
किया जा सकता है जो हमारे युग की विशिष्टता रहे हैं, उस युग की जिसकी 
शुरुआत रूस में १९६१७ की सफल सामाजिक क्रांति के साथ होती है। 

नेहरू अपने पूरे जीवन-कानल में सचेत मन से मारत को उपनिवेशवादी 
बन्धनों से मुक्त कराने, उसे एक महान्‌ प्रभुसत्ता-सम्पन्न राज्य की स्थिति तक 
पहुँचाने के लिए अ्रथक प्रयत्व करते रहे | भारत के सामाजिक और झ्राथिक 
पुनर्जीवन को, विश्व-शान्ति और विभिन्‍न सामाजिक प्रणालियों वाले देशों के 
बीच सहयोग स्थापित करने के लिए संघर्ष को नेहरू के श्रपरिसीम योगदान का 
समुचित मूल्यांकन विद्वानों तथा राजनीतिक पत्रकारों के सम्मिलित प्रयास से 


१. प्रोफेसर झार० उल्यानोव्स्की, नेहरू; बिहडर प्रॉफ दें न्‍्यू इण्डिया, इस्टरनेशनल प्रफे4स, 
नं० ९, १६९७४, पृष्ठ १०६ । 


जबाहरलाल नेहरू झौर सोवियत संघ / € 


किया जा सकता है । 

प्रस्तुत पुस्तक का विषय सीमित होते हुए भी काफी विस्तृत है। इसमे 
नेहरू और सोवियत संघ विषय पर या यों कहें कि इसके एक पक्ष पर विचार 
किया गया है, और वह पक्ष है विभिन्‍न सोवियत विद्वानों, वैज्ञानिकों और 
सरकारी अधिका रियो द्वारा भारत और सोवियत संघ के पुन्मलन को सम्बंधित 
करने में नेहरू की भूमिका, और साथ ही भारत की आन्‍्तरिक तथा विदेश- 
नीति के निर्माण और भारत एवं सोवियत संघ के बीच विश्व-शान्ति तथा 
सामाजिक प्रगति के लिए इन दोनो देशों के सम्मिलित कार्य में सर्वतोमुखी सह- 
योग की भूमि तैयार करने में नेहरू के योगदान का मूल्यांकन । 

भारत और सोवियत संघ की जनता के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को विक- 
सित और सुदृढ करने मे जवाहरलाल नेहरू के कार्य की जितनी प्रशंसा की जाय, 
कम है। नेहरू उन लोगों में से थे जिन्होंने इन सम्बन्धों की श्राधारशिला रखने 
तथा सोवियत-भारत मैत्री की स्थापना करने मे प्रत्यक्ष योगदान किया है। 
यह मैत्री आज विश्वास, समानता और पारस्परिक लाभगूलक सहयोग की 
सुदृढ़ आधारशिला पर स्थित है । 

उपलब्ध अभिलेखों का सावधानी के साथ अध्ययन करने से हम सोवियत 
संघ के प्रति नेहरू का झकफ्रान किस प्रकार विकसित हुआ इसके विषय में कुछ 
नये तथ्यों से परिचित होते हैं और कुछ पहले से परिचित तथ्य काफी स्पष्ट 
होकर हमारे सामने आते है। एक समय यह धारणा प्रचलित थी कि नेहरू 
ने सोवियत संघ की खोज' १६२७ में पहली बार यूरोप जाते हुए की थी जब 
वे कुछ समय के लिए मास्को में रुके थे और उसी समय वे पहली बार समाज- 
वादी विचारों से श्राकषित हुए थे। वस्तुत: बहुत पहले १६१६ में लिखे गये 
अपने लेख भारत की स्वाधीनता' में नेहरू ने अ्रपने-आपको समाजवाद का 
समर्थक बताया था और भारत के भविष्य के लिए रूस की समाजवादी क्राति 
की महत्ता तथा प्रासंगिकता पर विचार किया था। उसी लेख मे उन्होंने कहा 
था कि अक्तूबर क्रान्ति को जिन विचारों ने सम्भव बनाया था उनका पूर्वाग्रह- 
मुक्त एवं झआलोचनात्मक अनुसंधान उस समय भारत के समक्ष प्रस्तुत समस्याश्रों 
के समाधान के लिए महत्त्वपूर्ण होगा । 

जवाहरलाल नेहरू महान अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति के १०वें वार्षिक 
समारोह के लिए नवम्बर १६२७ के प्रारम्भ में मास्कों पहुँचे थे। उस अवसर 
पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता उनके पिता मोतीलाल नेहरू, उनकी 
पत्नी कमला और उनकी छोटी बहन कृष्णा उनके साथ थी। वह यात्रा एक 


१० / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


ऐसे समय में की गयी थी जब ब्रिटिश उपनिवेशवादी भारत और सोवियत 
संघ की जनता के बीच अभेद्य दीवार खड़ी करने की भरसक चेष्टा कर रहे 
थे, सोवियत-भारत सम्बन्धों के इतिहास मे एक उल्लेखनीय घटना थी । 

भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति श्रान्दोलन के प्रमुख नेताग्रों द्वारा सोवियत संघ 
की यात्रा का श्रेय अन्य बातो के अलावा इस तथ्य को था कि १६२०वें दशक 
के उत्त राद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना रुख 
प्रतिक्रियावादी ताकतों के विरुद्ध सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्राज्यवाद- 
विरोधी ताकतों के संघर्ष की रोशनी मे तय कर रही थी । यह यात्रा उस समय 
सोवियत देश में होने वाले समाजवादी कायाकल्प में उन नेताश्रों की रुचि से 
भी समान रूप से प्रेरित थी । जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस के वामपथी दल के नेता थे, अपनी पार्टी की विदेश नीति के भावी 
निर्माताश्रों में से एक थे और बाद मे प्रधानमंत्री के रूप मे उन्होंने मारतीय 
गणतंत्र की विदेश नीति का भी निर्माण किया । 

फरवरी १६२७ में जवाहरलाल नेहरू ने उपनिवेशवादी दमन और सा म्राज्य- 
वादी दमन के विरुद्ध ब्रसेल्स में ह।ने वाली अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस मे भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेस के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। बेल्जियम की 
राजधानी मे वे एक मान्यताप्राप्त नेता के रूप में पहुँचे थे | नेहरू उन कुछ 
तरुण कांग्रेस सदस्यों में से एक थे जो रूस की सफल श्रक्तूबर क्रान्ति से बहुत 
अधिक प्रभावित हुए थे। अपने राजनीतिक जीवन के इस काल का स्मरण 
करते हुए नेहरू ने पत्रकार टिबोर मेन्डे को १६५६ मे बताया था कि “बोल- 
शेविक क्रान्ति सचमुच बड़ी उत्साहवद्धंक घटना थी । उस समय हमें इसके बारे में 
ज्यादा जानकारी नही मिली'“'लेनिन और दूसरे नेताओ्रों के साथ हमारी बहुत 
ज्यादा सहानुभूति थी*** 

मास्को पहुँचने से कुछ सप्ताह पूर्व भारत के समाचार-पत्र 'फारवड' में नेहरू 
का लेख “भारत की विदेश नीति' छपा था, जिसमें उन्होने व्यापक भारत- 
सोवियत सम्बन्धों का समर्थन किया था । उन्होंने लिखा था, “कोई कारण नहीं 
है कि भारत रूस के साथ मैँत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित न करे ।”* नव सोवियत 
राउय ने अपने देश की शिक्षा, कृषि तथा औद्योगीकरण के विकास के लिए जो 
रचनात्मक पद्धतियाँ ग्रपतायी थीं, नेहरू ने उनके सतर्क अ्रध्ययन की आवश्यकता 
का प्रतिपालन किया था । 


१. जे० नेहरू, द फटे सिकसटी ईयसे, न्यू या्क, १६९६५, खण्ड १, पृष्ठ ५७ । 
२. फॉरवर्ड, २६ भ्रक्तूबर, १६२७, पृष्ठ ७१। 


जवाहरलाल नेहुरू और सोवियत संघ / ११ 


उसी लेख में नेहरू ने ब्रिटिश उपनिवेशवादी प्रशासन की उन चेप्टाग्रों का 
फर्दाफाश किया था जो सोवियत संघ को भारत का शात्रु प्रमाणित करने के 
लिए की जा रही थी । नेहरू ने लिखा था, “रूस के अलावा शायद ही कोई 
दूसरा देश शान्ति की इतनी आवश्यकता महसूस करता है, और केवल भय 
ग्रथवा उसके नियंत्रण से बाहर परिस्थितियाँ ही उसे युद्ध की ओर धर्केल सकती 
है“ भारत का रूस के साथ कोई भंगड़ा नहीं है, वह उसके साथ पर्याप्त 
सहानुभूति रखता है और रूस में ऐसा बहुत कुछ है जिसकी भारत प्रशंसा करता 
है ।* नेहरू ने अपने साथी देशवासियों को एक और खतरे से आगाह क्रिया था, 
एक वहुत वास्तविक खतरे से कि भारत को कहीं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हित 
के लिए रूस के विरुद्ध लडाई मे न धकेल दिया जाय । 

नेहरू परिवार ८ नवम्बर, १६२७ को मास्को पहुँचा था। बाद में नेहरू 
ते अपनी आत्मकथा में लिखा, “हमें खुशी थी कि हम थोड़े समय्र के लिए ही सही, 
वहाँ गये लेकित वह थोडी-सी कलक भी हमारे लिए मृल्यवात थी । नये रूस 
के बारे में इससे हमे ज्यादा जानकारी नहीं मिली और न मिल ही सकती थी, 
लेकिन इससे हमें अपने भ्रध्ययन के लिए एक पृष्ठभूमि मिल गयी ।” 

मास्को में नेहरू का प्रवास अल्पकालीन किन्तु वहाँ उनका कार्यक्रम व्यस्त 
था । उन्होंने सोवियत जीवन के हर पहलू में जीवन्त दिलचस्पी ली। नेहरू 
परिवार लेनिन की समाधि पर गया, उसने क्रान्ति संग्रहालय देखा, क्रैमलित 
और कला प्रदर्शनी देखी, बोलशेयी थियेटर देखा, एक अस्पताल और केन्द्रीय 
कृषि भवन का निरीक्षण किया । 

जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता वरिष्ठ सोवियत अधिकारियों से मिले, 
जिसमें सोवियत संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के श्रध्यक्ष, मिखाइल 
कालिनिन और विदेश मंत्री जी० चिचेरिन भी शामिल थे। स्वदेश लौटने से 
पहले नेहरू परिवार सोवियत सरकार द्वारा भ्रक्तूबर क्रान्ति के १०वें वाधिक 
समारोह मे सम्मिलित होने के लिए आये हुए विदेशी अतिथियों के सम्मान में 
आ्रायोजित एक स्वागत समारोह में सम्मिलित हुआ । 

अपनी मास्को यात्रा पर नेहरू ने अपने विचार सबसे पहले सोवियत संघ 
में निवास के तीसरे दित १० नवम्बर को व्यक्त किये थे। अपनी बड़ी बहन 
विजयलक्ष्मी पंडित को एक पत्र में लिखा था, “सच्चे ग्रर्थों में पत्र लिखने 


१. फारवर्ड, २६ अक्तूबर, १६२७, पु० ७१। 
२. जे» नेहरू, ऐन श्रॉटोबायोग्राफी, लन्दव, १६५३, पु० १६४ । 


१२ / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


का समय मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मास्कों से कुछ पंक्तियाँ लिख 
भेजना चाहता हूँ" हमें यहाँ श्राये केवल ३६ घंटे हुए है और इस थोडे से 
समय में ही हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़े है और जो अनुभव हमे हुए है उनका 
विवरण देने में दिन का एक बहुत बडा हिस्सा और कई पन्‍ने खर्च हो जायेंगे। 
हम एक अद्भुत देश मे है। यहाँ आदमी के सारे पुराने मूल्य उलट-पुलट जाते 
है और जीवन एक विचित्र पहलू मे ढल जाता है ।” नेहरू ने आगे लिखा था, 
“यहाँ हर आदमी 'तोवारिस' (कॉमरेड--सम्पादक) है । बरे या द्वारपाल या 
कुली को भी हमें 'तोवारिस' कहकर बुलाना पडता है, और सोवियत जनगण 
के सभापति को भी गरीब से गरीब किसान को पुकारते समय इसी शब्द का 
इस्तेमाल करना पडता है। सिद्धान्त में यह बात बिल्कुल सही लगती है, लेकिन 
व्यवहार में इसका अ्रभ्यस्त होने के लिए कुछ समय चाहिए**"। समानता की 
भावना यहाँ प्रबल है। हम यहाँ एक दिन विलम्ब से भी आये और महान्‌ 
समारोह से वंचित रहे । लेनित की समाधि के सामने सेना का विशाल प्रदर्शन 
हुआ था और पन्द्रह लाख लोग जुलूस मे निकले थे। यह एक दर्शनीय नजारा 
रहा होगा ।! 

सोवियत संघ में रहते हुए नेहरू ने एक श्रौर पत्र लिखा था जो हमें लाहोर 
के समाचार पत्र 'ट्रिव्यून' के सौजन्य से प्राप्त हुआ है । पत्र १३ दिसम्बर, १६२७ 
का है। एक और पत्र दिल्‍ली के उर्दू समाचार पत्र 'हमददे' में १४ दिसम्बर, 
१६२७ को प्रकाशित हुआ था । मारत लौटने पर नेहरू ने अपनी सोवियत संघ 
की यात्रा का वर्णन करते हुए अनेक लेख लिखे, जो हिन्दू, यंग इंडिया और 
दूसरे पत्रो मे प्रकाशित हुए थे ।* १९२६ में यह लेख सोवियत रूस शीर्षक से 
पुस्तकाकार प्रकाशित हुए। बाद में स्वाधीन भारत के भावी प्रधानमत्री ने 
अपनी पुस्तकों के सम्पूर्ण हिस्से सोवियत रूस के बारे में लिखे । इन पुस्तकों में 
विश्व इतिहास की भकलक, आत्म-कथा शझौर सुप्रसिद्ध भारत की खोज शामिल 
हैं। पर ऐसा प्रतीत होता है कि मास्को से लिखे गये नेहरू के पत्न और कहीं 
प्रकाशित नही हुए । 

विजयलक्ष्मी पंडित को लिखे गये अपने १२ नवम्बर, १६२७ के पत्र में 


१. लिक, १६६७, न० १३, पृ० ४० । 
वही । 

३. सोवियत रूस पर नेहरू के लेख दूसरे पक्नों में भी प्रकाशित हुए थे | उदाहरणाथे, 'हमददे' 
ने & अक्तूबर तथा २२ भ्वतूबर, १६२८ को सोवियत रूस की शिक्षा प्रणाली पर लेख 
प्रकाशित किये थे । 


जवाहरलाल नेहरू और सोवियत संघ / १३ 


इंस बात के लिए खेद प्रकट किया है कि वे मास्को में कम से कम एक दिन 
ओर नहीं रुक सके । अपने पत्र को समाप्त करते हुए उन्होंने लिखा है, “देश 
का विद्यतीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है श्लौर प्रब तक यहां दर्जनों बिजली- 
घर बन चुके है जो बहुत बडे है और सारे देश में फैले हुए है। किसानों के 
मुक्राबने औद्योगिक कर्मचारी ज्यादा बेहतर ढंग से संगठित है। सब कही उनके 
अपने ट्रेंड यूनियन भवन है जहां प्रायः भाषणों का झायोजन किया जाता है 
सुन्दर वाचनालय है, और इनमें से अ्रधिकांश पुराने सामन्‍्तों के महल हैं जो भ्रव 
कर्मचारी कलबों या किसान भवनों में परिवर्तित कर दिये गये हे । इसमें कोई 
संदेह नही किया जा सकता फि आम गरीबी और कम मजदूरियों के बावजूद रूस 
में किसानो और कमचारियों की हालत दूसरे देशों के मुकाबले वाहीं अ्रच्छी है । 
इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उनका नैतिक स्तर उन्नत हुआ है 
और भविष्य के प्रति उनके मन में आस्था है श्रोर विश्वास है । 

ये सोवियत रूस की अपनी यात्रा के दौरान जवाहरलाल नेहुहू के मन पर 
पड़े हुए कुछ बुनियादी प्रभाव थे । 

भारत लौटने पर अपने अनेक सार्वजनिक भाषणों और वार्ताओों में नेहरू ने 
सोवियत संघ में होनेवाले सामाजिक परिवतेनों तथा सोवियत सरकार की शान्ति- 
मूलझ विदेश-नीति का अख्यान किया । नेहरू, जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के दूरदर्शी 
राजनीतिज्ञ थे, एक ऐसी पद्धति की तलाश कर रहे थे जिसके द्वारा सोवियत 
संघ के रचनात्मक अनुभवों का स्वाधीन भारत के निर्माण में उपयोग किया 
जा सके । सोवियत संघ में नेहरू ने जो कुछ देखा था उसके प्रति अपने पूर्वाग्रह- 
मुक्त उदार दृष्टिकोण के कारण ही वे सोवियत विकास की अनिवार्य तटस्थ 
फॉकी प्रस्तुत कर सके थे हालाँकि सोवियत जीवन के कुछ पहलुझ्नों और कुछ 
सामाजिक प्रक्रियात्रों को प्री तरह समभने में वे असमर्थ रहे थे । 

कलकत्ता में २२ सितम्बर, १६२८ को अखिल भारतीय विद्यार्थी सम्मेलन 
की संबोधित करते हुए नेहरू ने कहा था कि वे साम्यवाद को आदर्श समाज के 
रूप मे देखते है । उन्होंने श्रागे कहा था कि पूर्व भें रूस एक विजेता के रूप में या 
अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने वाले देश के रूप मे नहीं भ्रा रहा है । इसलिए 
यह स्वाभाविक है कि यहाँ रूस का स्वागत किया जाये । एक दूसरे भ्रवसर पर 
१९२८ में उत्तर प्रदेश स्थित झाँसी मे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सम्मेलन 
को सम्बोधित करते हुए नेहरू ने बार-बार इस बात पर बल दिया था कि उनकी 


१. लिक, १६४७, न० १३, पु० ४१। 


१४ / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


राय में भारत को उसकी सारी बुराइयों से मुक्ति दिलाने की एकमात्र वास्तविक 
आशा समाजवाद में ही निहित है श्लौर यही कारण है कि समाजवाद हमारा 
सर्वोच्च राष्ट्रीय लक्ष्य होता चाहिए । 

उसी साल अमृतसर मे एक भाषण में नेहरू ने पुराते विचारों को तोड़ने का 
आह्वान किया था जिससे कि उन विचारों को अपनाया जा सके जो वास्त- 
विकताओं पर आधारित हों । एक बार फिर नेहरू ने यह कहते हुए रूस का' 
उदाहरण दिया कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व 
तथा मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के उन्पूलन को जोड़ने वाला समाजवाद 
ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर भारत स्वाधीनता प्राप्त कर 
सकता है । 

भारत मे जो लोग साम्यवाद' के नाममात्र से आरातंकित रहते थे उनकी 
आलोचना करते हुए नेहरू ने कहा था कि रूस साम्राज्यवाद का बहुत बड़ा 
शत्र है। उन्होंने अपने देशवासियों को समझाया था कि भअन्तर्राष्ट्रीयता एवं 
समाजवाद के आदर्श ही भारत के नवयुवकों के लिए एकमात्र विकल्प हैं। कुछ 
वर्षो बाद अपने राजनीतिक जीवन के इस काल का स्मरण करते हुए नेहरू ने 
अपनी आत्मकथा मे लिखा, “हर कहीं मैं राजतीतिक स्वाधीनता और सामाजिक 
स्वतंत्रता का समर्थन करता रहा हूँ'*'। मै चाहता हैँ कि समाजवाद का 
आदरदों प्रचारित हो, विशेष रूप से कांग्रेसकर्मियों और बुद्धिजीवियों के बीच, 
क्योंकि ये लोग जो आन्दोलन की रीढ़ हैं, ज्यादातर अत्यन्त संकुचित राष्ट्रीयता- 
वाद के रूप मे सोचते है।' 

नेहरू ने अपने लेखो और अपनी पुस्तकों में सोवियत संघ में विद्यमान 
स्थिति का मूलतः: एक तटस्थ चित्र प्रस्तुत करके सोवियत विरोधी उस प्रचार 
पर बड़ा प्रहार किया जो भारत मे ब्रिटिश उानिदेशवादाी प्रशासन द्वारा किया 
जा रहा था। लाखों भारतीयों के लिए इन पुस्तकों और लेखों में जैसे कोई 
रहध्योद्घाटन किया गया था, वे इतके माध्यम से नये रूस की पहली बार 
'खोज' कर रहे थे । 

नेहरू द्वारा सोवियत रूस की पहली यात्रा पर ब्रिटिश उपनिवेशवादी प्रशासन 
में आक्रोशमूलक प्रतिक्रिया व्यक्त की गयी थी, जिसका प्रमाण ब्रिटिश सरकार 
के दस्तावेजों मे मिलता है। १६३५ मे अफगानिस्तान स्थित सोवियत राजदूत 
की प्रस्तावित भारत यात्रा से सम्बन्धित जो पत्र-व्यवहार लंदन और दिल्‍ली के 


१. जे० नेहरू, ऐन ग्रॉटोबरायोग्राफी, लन्दन, १६५३, १० १८२ | 


जवाहरलाल नेहरू और सोवियत संघ / १५ 


बीच हुआ था उसमे ब्रिटिश उपनिवेशवादी प्रशासन के एक अधिकारी की इस 
आशय की टिप्पणी सम्मिलित है कि भारत स्थित ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय 
अधिकारियो के शिप्ट-मण्डल को रूस न जाने देने का निर्णय किया था क्योकि 
उनके वहाँ जाने से यहु डर था कि उन पर श्रवांछित प्रभाव पड़ेंगे । 

भारत मे ब्रिटिश गुप्तचर सेवा के अध्यक्ष ने भारतीयों और सोवियत 
नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार के सम्पर्क का स्पष्ट रूप से विरोध किया 
था।' 

सोवियत जीवन का शायद ही कोई पक्ष ऐसा हो जिसका जवाहरलाल 
नेहरू अपने भ्रमेक लेखो और भाषणों में उल्लेख करने से चुके हो । सोवियत 
संघ मे समाजवादी विकास की जो प्रक्रिया चल रही थी उसके प्रत्पेक स्तर में 
नेहरू की जीवन्त रुचि थी। इस विकास के कुछ पक्ष ऐसे थ जो विजेष रूप से 
सहानुभूति उत्पन्त करने वाले थे, खासकर वे जो नेहरू की राय मे राष्ट्रीय 
मुक्ति और पुनर्जीवन के लिए भारत के संघषं में प्रासगिक थे | उदाहरण के 
लिए आ्राथिक पिछड़ेपन का उन्मूलन ओद्योगीकरण तथा आर्थिक नियोजन, 
विदेशी पूंजी के प्रति रवेया, सहकारी आ्राधार पर खेती का पुनरनिमाण, एक 
पृथक बहुराष्ट्रीय राज्य के ढाँचे मे राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा अन्य समस्याएँ । 

सामान्य रूप से कहे तो समाजवाद के मूल तत्त्व पर और समाजवाद के 
अन्तर्गत सामाजिक सम्बन्धों की प्रकृति तथा समाजवादी आ्राधार पर समाज 
का पुनर्निर्माण करने के तरीकों पर विचार करते हुए नेहरू का ध्यान सोवियत 
संघ के अनुभवों पर गया था। साथ ही यह बात भी स्पष्ट रहनी चाहिए 
कि समय-समय पर नेहरू सोवियत जीवन के कुछ पक्षों की आलोचना 
करते थे । लेकिन हमेशा वे सावधानी के साथ अ्रपती झआलोचनाओं को यह 
कहकर हल्का कर देते थे कि उन सारी कमियों के बावजूद, जो उन्हें सोवियत 
रूस में समाजवादी पुर्नानर्माण की पद्धति में दिखायी देती है, उन्हें इस बात में 
कोई सन्देह नही है कि रूस सच्चे श्रथों में समाजवादी देश है जो किसी भी 
पूँजीवादी देश की तुलना में मूलतः भिन्‍न है। नेहरू इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे थे : “सोवियत क्रान्ति ने मानव समाज को अचानक बहुत आगे बढ़ा 
दिया था और एक ऐसी आलोक शिखा' प्रज्वलित कर दी थी जिसे बुझाया 
नहीं जा सकता था श्रौर उस नवीन सभ्यता की आधारशिला स्थापित कर दी 


१. नेशनल आकरइिब्ज ऑफ इण्डिया, फॉरेन एण्ड पॉलिठिकल डिपार्टमेन्ट, सीक्रेद फाइल नें० 
७२-एफ (३५), १६३५, नोट्स, २। 


१६ / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


थी जिसकी तरफ संसार आकर्षित हो सके ।”” 

नेहरू फासिज्म तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध लडाई में सोवियत संघ को 
एक प्रमुख रक्षक के रूप में देखते थे। २५ दिसम्बर, १६४१ की भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेस की कार्यकारिणी समिति के 'गोपनीय' प्रारूप प्रस्ताव में नेहरू 
ने सोवियत संघ पर नाजी जमंत्री के विश्वासघाती आक्रमण की तीत्र निन्‍दा 
की थी । अपनी स्वतंत्रता और स्वाधीनता पर उन्हें पूरा विश्वास था कि अन्तिम 
विजय सोवियत जनता की होगी जो अपनी स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए 
और साथ ही भ्न्य लोगों को नाजी बन्धन से मुक्ति दिलाने के लिए लड रही 
थी। 

दरू ने सोवियत संघ की दूसरी यात्रा अपनी पहली यात्रा से लगभग तीन 
दसक बाद १६५४ में की थी। इस बार वे प्रभुसत्ता-सम्पन्त भारत के प्रधान- 
मंत्री के रूप में सोवियत संघ पहुँचे थे । ञ्रब तक नेहरू के मन में यह धारणा 
स्थापित हो चुकी थी कि भारत और सोवियत संघ के बीच मंत्री तथा सहयोग 
विकसित करने की झावश्यकता है। अपनी यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व उन्होने 
घोषित किया कि भारत और सोवियत संघ दोनो पारस्परिक मैत्री तथा विश्वास 
से लाभान्वित होगे । उन्होने आगे कहा कि वे सोवियत जनता से मिलने के लिए 
उत्सुक हैं। वे सोवियत संघ जाकर प्रत्यक्ष देखना चाहते थे कि सोवियत लोगों 
ने क्या किया है और उससे वे कुछ सीखना चाहते थे । 

१६५४५ में सोवियत सघ की यात्रा के दौरान नेहरू ने जो कुछ देखा उसका 
उनके मन पर गहरा प्रभाव पडा। नेहरू का कहना था कि उन्होने वहाँ ऐसे 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तेन देखे जिन्होने उस विशाल देश का कायाकल्प कर दिया था 
ओर इसका श्रेय सोवियत जनता के उस कठोर परिश्रम तथा आइचर्यजनक 
महत्त्वाकाक्षाओ्रों को है जो उसे अपने जीवन को उन्नत बनाने की प्रेरणा दे 
रही थी । 

सोवियत सरकार के नेताश्नरों के साथ नेहरू की मुलाकाते और वार्ताएँ बहुत 
महत्त्वपूर्ण थी। वार्ताश्रो के अन्त मे एक सम्मिलित ववतब्य जारी किया गया 
था जिसमें अन्य बातो के साथ इस बात का भी उल्लेख था कि अनेक महत्त्वपूर्ण 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याश्रो पर भारत और सोवियत संघ के दृष्टिकोण में समानता 
अथवा निकटता है श्रौर जिसमें दोनों महान्‌ देशों के बीच सहयोग की भावना 
को सुदृढ़ और विस्तारित करने की आवश्यकता प्रतिपादित की गयी थी । 


१. जें० नेहरू, द डिस्कवरी ऑफ इण्डिया, लन्‍्दत, १६५१, पू० १४। 


जवाहरलाल नेहरू और सोवियत संघ / १७ 


नेहरू की यात्रा के लिए बहुत विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित किया गया था । 
सोवियत संघ में वे अपनी बेटी इन्दिरा गाधी के साथ पहुँचे । सोवियत जीवन 
के हर पक्ष से परिचित होने का उन्हे प्रत्येक अवसर प्रदान किया गया । मास्को 
में रहते हुए नेहरू ने लिखा कोव मोटर वक्‍सं, एक विमान कारखाने, राष्ट्रीय 
आश्थिक उपलब्धियों की प्रदर्शनी, मास्को विश्वविद्यालय तथा सेकेण्ड्री स्कूल न ० 
५४५ का अवलोकन किया। वे मास्क्रो मेट्रो, भारतीय संस्कृति और कला' 
प्रदर्शनी, मास्कों क्र मलिन देखने के लिए भी गये ओर लेनिन की समाधि पर 
फूल माला चढ़ाई । 

इसके बाद नेहरू और उनकी बेटी सोवियत संघ का भ्रमण करने के लिए 
मास्कों से विदा हुए, और ओरोरुगोग्राद पहुँचे जहाँ उन्होने स्थानीय कारखाने 
तथा ग्रन्य रोचक स्थानों को देखा । क्रीमियाँ में उन्होंने आरोग्य मवनों तथा 
विश्रामगृहों श्रौर आर्ट यंग पायनियर कंम्प का अवलोकन किया । जोजिया मे वे 
सुस्तागी नगर और दिगोमी स्टेट फार्म देखने के लिए गये । श्रश्खाबाद में कुछ 
समय रुकने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ताशकंद गये । उन्होने प्राचीन नगर 
समरकंद का भ्रमण भी किया, वहाँ स्थानीय कपाप्त उत्पादकों से मिले तथा उज- 
बेक विज्ञान अ्रकादमी के वैज्ञानिकों के एक दल से मिले। अल्टाटेरीटरी की ओर 
जाते हुए नेहरू अल्मा-आता में रुके । अल्टाई टेरीटरी मे उन्होने कुरयीन स्टेट फार्म 
का अवलोकन किया जिसका निर्माण १६५४ मे बजर भूमि कृषिकरण अभियान 
के समय किया गया था। इसके अनन्तर भारतीय प्रधानमंत्री मेंग्नीटोगोस्क, 
स्वदलोव्स्क और लेनिनग्राद गये । श्रौद्योगिक उद्यमों का अवलोकन करते समय 
नेहरू ने औद्योगिक प्रक्रियात्रों, क्षमता तया निष्पादन में और श्रौद्योगिक उप- 
करणो तथा मशीनी औजारों की विशेषताञ्रों में श्रत्यधिक रुचि ली। इसके साथ 
ही कामगरों की कार्यक्रारी तथा आवासिक अवस्थाओ्रों और सामाजिक सुरक्षा 
योजनाओं में भी उन्होंने दिलचस्पी दिखायी। 

मास्को में नेहरू और इन्दिरा गांधी बोलसोई स्थित फाउन्देन आफ बारुची 
सराय तथा स्वानलेक देखने के लिए गये । लेनिनग्राद मे उन्होने किरोवश्रोपेरा 
तथा बेलेथियेटर में “द सलीपिंग ब्यूटी' देखा। त्बिलिसी में उन्होंने त्विलिसी 
ग्रोपरा तथा बैलेथियेटर मे गोदा' नामक बेले देखा। ताशकंद झौर स्वर्द- 
लोव्स्क में भारतीय श्रतिथियों के सम्मान में विशेष संगीत सभाझों का झ्ायोजन 
किया गया था । 

मास्को स्थित डायनमों स्टोट्स स्टेडियम में २१ जून, १९५५ को श्रस्सी 
हजार लोगों का जुलूस भारत और सोवियत संघ की जनता के बीच बढ़ती हुई 


१८ | जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


तथा मजबूत होती हुई मैत्री का प्रत्यक्ष प्रदशत था । उस अवसर पर जुलूस को 
सम्बोधित करते हुए नेहरू ने कहा कि उन्होंने सोवियत संघ भ॑ लगभग तेरह 
हजार किलोमीटर यात्रा की है, प्रमुख नगरों का भ्रवलोकन किया है और उन 
बहुत सारी चीजो को देखा है जो उदके लिए बहुत अ्रधिक दिलचस्प हैँ । 
किन्तु; नेहरू के शब्दों में उनकी यात्रा का उल्लेखनीय तथ्य वह हादिक 
स्वागत था जो उन्हें हर कहीं प्राप्त हुआ, और मैत्री की वह भावना थी जो 
सोवियत जनता के साथ मुलाकातों के दौरान इतनी मुखर होकर सामने आयी 
थी । नेहरू ने कहा कि वे सोवियत जनता द्वारा किये गये हादिक स्वागत और 
उसकी मैँत्री के लिए उसके आभारी है और उन्होंने स्वीक|र किया कि सोवियत 
जनता के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए उनके पास उपयुक्त शब्द 
नहीं है । 

स्वदेश के लिए विदा होने से पहले नेहरू ने कहा, “सोवियत संघ में श्रपनी 
१६ दिन की यात्रा के दौरान मेरे मन पर जो प्रभाव पड़े है उनका वर्णन करना 
मुभे कठिन लग रहा है । यह एक बहुत लम्बी कहानी है। केवल मै ही नहीं 
बल्कि भारत की जनता भी इसे सर्देव याद रखेगी। मुझे जो हादिक मैत्री 
गौर आतिथ्य यहाँ मिला है वह मेरे लिए महत्त्वपूर्ण है। मेरी सबसे सुखद 
स्मृति उन मैत्रीपूर्ण मुलाकातों की होगी जिनसे पता लगता है कि हमारे सम्बन्धों 
में कितनी हादिकता झा गयी है !”* 

नेहरू ने १६६१ में सोवियत संघ की अपनी तीसरी और गअ्रंतिम यात्रा की । 
सोवियत जनता ने एक बार फिर अपने मित्र राष्ट्र भारत के प्रधानमंत्री का 
उत्साहपूर्ण स्वागत किया । इस अवसर पर अपनी राजकीय यात्रा के दौरान 
नेहरू ने सोवियत नेताश्रो से तात्कालिक महत्त्व की बहुत-सी अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओ्रों पर बातचीत की और भारत-सोवियत सहयोग की सम्भावनाओं पर 
विचार-विमर्श किया । उनकी बातचीत की समाप्ति पर जो संयुक्त विज्ञप्ति जारी 
की गयी उसमें कहा गया था कि शान्ति कायम रखना दोनों देशो का सम्सि- 
लित लक्ष्य है श्लोर भारतीय तथा सोवियत जनता के आपसी हितों को दृष्टि में 
रखते हुए दोनों देशो की मेत्री प्रगाढ़ होती जा रही है। यात्रा के दौरान अपने 
एक भाषण में नेहरू ने कहा, “मैं यहाँ पिछली मरतबा छह साल पहले आया 
था । हम सब जानते है'*'कि इन छह बरसों में हमारे दोनो देशों के बीच मैत्री- 
सम्बन्ध तेजी से विकसित हुए है और इस बीच हमारे झ्राथिक तथा सांस्कृतिक 


१. फोटो-एलबम, जवाहरलाल नेहरू इन द सोवियत यूनियन मास्को, १६५५ । 


जवाहरलाल नेहरू और सोवियत संघ / १६ 


सम्बन्ध भी बढे है*** 

इस दौरान हमें आपकी ओर से बहुत-सी चीजें मिली है, लेकिन उन सबमे 
सबसे ज्यादा कीमती चीज आपकी दोस्तो ही हैँ। मुर्भे पूरा विश्वास है कि 
यह दोस्ती आगे बढेगी और भविष्य मे और भी मजबूत होगी ।”! 

लगभग ३७ वर्षों तक जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ के साथ--या नि 
संयुक्त सोवियत सघ की विभिन्‍न प्रजातियों के प्रतिनिधियों के साथ भिन्न-भिन्न 
प्रकार के सम्बन्ध सूत्रों में बेंधे रहे हैं। [नेहरू ने लाखों सोवियत लोगों के दिलों 
पर गहरी छाय छोडी है। २६ मई १६६४ को सोवियत प्रधानमंत्री एक्लेसी 
कोसिगिन ते दिएली में बोलते हुए कहा था, “जबाहरलाल नेहरू का नाम 
क्योंकि एक ऐसे राष्ट्र के साथ जुड़ा है, जो कि उपनिवेशवाद को उसके हर 
सम्भव रूप में समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है और जो तमाम बिवादपश्रस्त 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय समस्यात्रों का हल बातचीत के द्वारा झ्ान्तिपूर्ण तरीकों से 
निकालने मे विश्वास रखता है, यही कारण है कि सोवियत जनता को यह नाम 
बहुत प्रिय है | वह शान्ति के प्रचंड प्रहदी और विभिन्‍न राष्ट्रो मे शान्तिपूर्ण 
सहग्नस्तित्व के प्रबल समर्थक थे । वह गुटनिरपेक्षवा की नीति के निर्माता थे । 
भारत सरकार झाज भी इसी नीति पर आचरण कर रही है। इस सूझ-वुम 
वाली नीति के कारण भारत की प्रतिष्ठा बढी है और ग्रब उसे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र 
में अपेक्षित स्थान मिला है तो इसके पीछे भी यह नीति ही है । 

“१६५५ और १६६१ मे जब जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ में थे, उन 
दिनों की याद सोवियत जनता के दिलों में हमेशा ताजा रहेगी । उन दिनो हमारे 
देश के लोगों को एक ऐसे देश के नेता का स्वागत करने का मौका मिला, 
जिसने कि अपने को साम्राज्यवाद से श्लग कर लिया है और अब अपने स्वतंत्र 
विकास में लगा हुआ है ।/' 

सोवियत जनता नेहरू की बहुत प्रशंसा करती थी और उन्हें बहुत प्यार 
करती थी | बहुत से सोवियत नागरिको ने उन्हें बधाई-पत्र लिखे है और उनके 
प्रति अपनी हादिक शुभकामनाएं प्रकट की है। 

यहाँ बहुत से उदाहरणो में से केवल एक प्रस्तुत है। प्रसिद्ध भारतीय पत्र- 
कार और अब भारतीय संसद्‌ के सदस्य हर्षदेव मालबीय १६६३ में सोवियत 
जाजिया की यात्रा पर गये थे । उन्होने कारवेटिया के गु्दंजानी जिले के संयुक्त 


१. सोवियत लेड, १६९६४, संख्या १२ । 
२. सोवियत लेड, १९६४, सख्या १२ । 


२० / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


लेनिन फार्म को देखने के बाद लिखा, “भारत की जनता और उसके महान्‌ 
नेता श्री नेहरू के प्रति उन लोगों के मन में गहरी सद्भावना थी ।” दमित्री 
मामिशवली ने कहा, “हम भारत को एक महान्‌ राष्ट्र और उसके निवासियों 
को एक महान्‌ जनता के रूप में जानते है। हम जानते है कि भारतीय जनता 
को कितना लम्बा संघर्ष करना पड़ा और किस हद तक साम्राज्यवादियों के 
गोपण का शिकार बनना पड़ा । 
लेकिन अरब भारत ने अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर ली है श्रौर उसके पास 
हरू जेसा महान्‌ नेता है। नेहरू दो बार जाजिया आ चुके है । एक बार तो 
अपनी बेटी के साथ श्राये थे । हमने उन्हें देखा है । वे हमारे मित्र है। वे विश्व 
शाति के लिए जो संघर्ष कर रहे है, हम उसके बारे में भी जानते है । उनके 
प्रति हम सबके दिलों में बहुत आदर है । वे अपने देश की आजादी को मजबूत 
बनाने और आशिक प्रगति करने के लिए अपनी जनता का नेतृत्व कर रहे है।”* 
सोवियत सघ के सैकड़ों, बल्कि हजारों तागरिक भारत के उस महान सपृत, 
ग्रसाधा रण राजनीतिज्ञ शाति के प्रहरी श्र भारतीय तथा सोवियत जनता की 
मैत्री एवं सहयोग के प्रबल समर्थक जवाहरलाल नेहरू से व्यक्तिगत रूप से 
मिलने और बातचीत करने का सुअवसर पा चुके है। सोवियत जनता नेहरू 
को सदा याद करती रहेगी । 


१. सोवियत लैंड, १६६३, संख्या १६ । 


जवाहरलाल नेहरू श्रौर सोवियत संघ / २१ 


ग्रंतराष्ट्रीय राजनीति में नेहरू की भूमिका 


भारत के प्रधानमंत्री और साथ-ही-साथ विदेश मंत्री होने के नाते जवाहरलाल 
नेहरू देश की विदेश नीति के निर्माता और प्रयोक्‍ता थे । 

भारत के स्वाधीन होने से काफी पहले १९२७ में ही नेहरू ने श्रन्तर्राष्ट्रीय 
राजनैतिक संघर्षो का विश्लेषण करके कहा था कि भारत और सोवियत संघ के 
बीच मतभेद की कोई गुजाइश नही है। उस समय साम्राज्यवाद कमजोर पड़ 
रहा था और संसार के पहले समाजवादी राष्ट्र को कुचल डालना चाहता 
था । नेहरू ते कहा था कि जहाँ तक उनका सम्बन्ध है, वे इस बात को पूरी 
तरह साफ कर देना चाहते है कि ब्रिटेन के हित में जो साम्राज्यवादी खेल 
खेला जा रहा है, उसमें ब्रिटेन किसी भी कीमत पर उन्हें मोहरों की तरह इस्तेमाल 
नहीं कर सकेगा । १६२७ के अन्त मे राष्ट्रीय काग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया 
उसकी मुख्य धारणा यह थी कि भारत को किसी साम्राज्यवादी लड़ाई में न 
घसीटा जाये और यह माँग भी की गयी थी कि भारत को किसी भी लड़ाई में 
हिस्सा लेने के लिए मजबूर न किया जाये । वह प्रस्ताव भारतीय कांग्रेस की 
विदेश नीति के सिद्धांतों का निर्माण करने वाला पहला दस्तावेज था। बाद के 
वर्षो में कांग्रेस ने बार-बार उस प्रस्ताव के मूल बिन्दुओं को ही उभारा और 
द्वितीय विश्व युद्ध तक यह प्रस्ताव ही कांग्रेस की विदेश नीति का निर्णायक 
आलेख बना रहा । 

हिटलर के सत्ता में आने, फासिस्ट इटली द्वारा अ्रबीसीनिया की जनता के 
विरुद्ध आक्रमण करने और स्पेन में गृह युद्ध होने के दौरान फासिस्टवाद और 
ताजीवाद का प्रबल विरोध करना नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख अंग थे । 


२२ / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


नेहरू फासिस्टवाद को साम्राज्यवाद और नवसलवाद का सबसे विक्ृत रूप समभते 
थे । और भारत इन्हीं शक्तियो के विरुद्ध तो लड़ रहा था । 

२२ फरवरी १६४० को अ्रबुल कलाम आजाद के नाम एक पत्र में नेहरू 
ने लिखा कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नीति “रूस को कमजोर करने की कोशिश 
की रही है। नेहरू ने आगे लिखा, “इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि 
हम रूस के बारे में ब्रिटेन की वर्तमान नीति के सम्बन्ध मे अपने तई स्पष्ट रहें 
झर घोषणा कर दे कि हम इस नीति के विरुद्ध हैं। यदि ब्रिटेन रूस के विरुद्ध 
कार्रवाई करता है तो हम न तो उसे उचित समभेंगे और न ही उसका समर्थन 
करेंगे |? 

दूसरे विश्वयुद्ध के चरित्र का विश्लेषण करने के बाद नेहरू ने युद्ध में भाग 
न लेने सम्बन्धी अपने पहले विचारों को बदल दिया और इस नतीजे पर पहुँचे 
कि भारत ब्रिटेन और फासिस्टविरोधी मोर्चे के दूसरे देशो के साथ युद्ध में भाग 
ले सकता है, बशर्तें कि उसकी राजनेतिक श्राजादी को बाकायदा मंजूर कर 
लिया जाये । 

दूसरे महायुद्ध में नाज़ी जमेनी और सैन्यवादी जापान की पराजय के 
परिणामस्वरूप पंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिक्रियावादी शक्तियों का ह्वास शुरू हो 
गया शौर अन्य शक्तियों का रुख उनके पक्ष में बदल गया जो कि स्वाधीनता 
और प्रजातंत्र के लिए लड़ रहे थे । भारत की जनता अपने देश को आजाद 
कराने के संघर्ष में कूद पड़ी । 

७ सितम्बर, १६९४६ को अंतरिम सरकार के सर्वोच्च पदाधिकारी के रूप में 
गपने पहले रेडियो भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की राष्ट्रीय सरकार 
की विदेश नीति के मूल सिद्धातों का निरूपण किया। नेहरू द्वारा निरूपित शाति- 
प्रिय विदेश नीति, जो कि "नेहरू को के नाम से प्रर्यात है, नये उपनिवेशवाद 
से अलग रहते हुए और उसका विरोध करते हुए भारत का स्वतंत्र राष्ट्रीय 
विकास करने की नीति थी। नेहुरू की विदेश नीति का मूल बिन्दु किसी भी 
प्रकार सैनिक गुटों में सम्मिलित न होना था । स्मरणीय है कि जब विस्टन 
चचिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर अपना वह 
दशरारत से भरा भाषण दिया, जिससे शीतयुद्ध का झ्लारम्भ हुआ, उसके छह महीने 
बाद नेहरू ने विदेश नीति सम्बन्धी अपनी मान्यताञों की घोषणा की । 

इन परिस्थितियों में नेहरू द्वारा निरूपित विदेश नीति के महत्त्व को आँकने 


१. जवाहरलाल नेहरू, ए बंच श्रॉफ ओल्ड लैटस, बम्बई १६५८, पृष्ठ ४१९। 


जवाहरलाल नेहरू ओर सोवियत संघ / २३ 


में अतिरेक होने की सम्भावना ही नहीं है। यही नहीं, भारत दुनिया में ऐसा 
पहला बडा देश था जिसने कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में एक नये 
दौर का सूत्रपात किया । यह नया दौर गुटनिरपेक्षता की नीति के नाम से 
जाना जाता है । 

सोवियत सरकार ने नेहरू की मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा 
की बहुत सराहना की और गीत्र ही भारत तथा सोवियत संघ में प्रारम्मिक 
कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित होने शुरू हो गये । 

भारत तथा सोवियत संघ के बीच कूटनीतिक सम्बन्ध सोवियत सरकार तथा 
भारत की अंतरिम सरकार के बीच पत्र-व्यवहार होने के पच्चात्‌ अ्रप्रेल १६४७ 
में अर्थात्‌ भारत की स्वाधीनता की विधिवबत्‌ घोषणा के चार मास पहले स्थापित 
हुए । इस प्रकार जब भारत की जनता अपनी स्वाधीनता श्जोर राष्ट्रीय सरकार 
की स्थापना के लिए संघर्ष कर रही थी, तब सोवियत संघ ने भारत की अंतरिम 
सरकार के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करके उस संघर्ष को समर्थन दिया 
और भविष्य के स्वतन्त्र भारत को शभ्रन्तर्राप्ट्रीय कानून में स्वीकृति दी । 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक फलक पर हुई बाद की घटनाओं से यह साफ 
जाहिर हो गया कि नेहरू द्वारा प्रतिपादित गुटों में शरीक न होने की नीति, 
उनके विरोध में गयी जो कि इस तरह के गुट बताये बंठे थ । इस प्रकार नेहरू 
की नीति स्पष्ट रूप से साम्राज्यविरोधी साबित हुई । 

साम्राज्यवादी ताकतो की आक्रामक गुट--जैसे कि सिएटॉ--बनाने की 
नीति ने भारत के सामने युद्ध का खतरा उपस्थित कर दिया और नेहरू को यह 
मानते के लिए मजबूर कर दिया कि भारत को शान्ति बनाये रखने के लिए गुटों 
में शरीक न होना ही काफी नहीं है। यदि भारत अपने उपनिवेशवादी भूत के दाय 
से मुक्ति पाना चाहता है और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना चाहता है तो 
यह शान्ति परम आवश्यक है। इस सचाई से आगाह होने पर नेहरू के नेतृत्व में 
भारत सरकार ने सकारात्मक तटस्थता की नीति पर चलने का निरचय किया। 
इस नीति में जहाँ गुटों में शामिल होने का विरोध था, वहाँ साव॑भौम नि:शस्त्री- 
करण के लिए तथा उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए सामप्राज्यवादी संगठनों 
के विरुद्ध काम करना भी सम्मिलित था। इस नीति के निर्माण के लिए और 
विशेष रूप से राष्ट्रों की शान्तिपूर्ण सहग्रस्तित्व के पाँच सिद्धान्तों के निर्माण 
के लिए नेहरू का योगदान सर्वेविदित है। शान्तिपूर्ण सहग्रस्तित्व के ये पाँच 
सिद्धान्त बाद में अ्रफ्रीका और एशिया के विभिन्‍न देशों के बीच सम्बन्धों का 
आधार बने । 


२४ / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


जो देश उपनिवेशवादी गुलामी का जुश्नरा उतार फेकने और स्वाधीनता 
प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनमे से अधिक से अधिक ने भारत की 
सकारात्मक तटस्थता की नीति का अनुसरण किया। खास वात यह हुई कि 
जो भी देश उपनिवेशवादी परतन्त्रता से अपने को मुक्त करते गये, उन सभी ने 
सकारात्मक तटस्थता की नीति को अ्रपनी विदेशी नीति घोषित किया । 

नेहरू बाडग कान्फ्रेन्स के प्रस्तावकों और आयोजकों में से एक थे। इस 
कान्फ्रेन्स ने एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रो के लिए एक र्वतन्त्र विदेश 
नीति का निर्माण किया । 

सोवियत जनता नेहरू को एक असाधारण राजनीतिज्न, परम विद्वान, 
मानवतावादी और दार्शनिक के रूप में ही नहीं, बल्कि गुटनिरपेक्षता की नीति 
के निर्माता से रूप में और सोवियत संघ के एक सच्चे मित्र के रूप मे भी याद 
करती है । 

सोवियत संघ और दूसरे समाजवादी राष्ट्रो के साथ मित्रता स्थापित 
करना भारत की विदेश नीति का एक आधारभूत सिद्धान्त है। इस नीति का 
निर्धारण और पालन जवाहरलाल नेहरू और उनके श्रनुगामियों द्वारा होता 
रहा है । इसका एक अच्छा उदाहरण € शअगस्त, १९७१ को सोवियत समाज- 
वादी गणतन्त्र संघ और भारत गणतन्त्र के बीच शान्ति, मित्रता और सहयोग 
की सन्धि पर हस्ताक्षर होना है। इस सन्धि ने दोनो देशों के सम्बन्धों को विक- 
सित करने तथा आपसी सहयोग को बढ़ाने श्रौर साथ ही एशिया तथा पूरी दुनिया 
में शान्ति कायम रखने के लिए सम्भावनाश्रों के नये द्वार खोल दिये है । 

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के जनरल सेक्रेटरी 
लियोनिड ब्रभनेव ने अपनी भारत यात्रा के दौरान नवम्बर १६९७३ मे एक 
भाषण में कहा, “ सोवियत संघ और भारत के प्रतिनिधि जो कि कई वर्षो से 
दोनों देशो के सम्बन्धों के रूप और प्रकार की पहचान में लगे है, उनका कहना 
है कि हमारे इन दोनों देशों के सम्बन्ध शान्तिपूर्ण सहभ्रस्तित्व के आदर्श 
सम्बन्ध है, यह कथन एकदम सही है। यह दो भिन्‍न प्रकार के सामाजिक 
ढाँचे के पड़ोसी देशों के बीच शान्तिपूर्ण सहग्रनस्तित्व है। यह निशछल तथा 
उदार सहमग्रस्तित्व शान्तिप्रियता मे से जन्मा है और दोनों देशों के लिए 
उपयोगी है ।* 


१. एल. आई. बं झनेव, भ्रवर कोर्स : पीस एड सोशलिझम, पार्ठ-४, नोवस्ती प्रेस एजेन्सी 
पब्लिशिय हारउंस, मास्क्री १६७४, पृष्ठ १२१। 


जवाहरलाल नेहरू और सोवियत संघ / २४५ 


भारत का राष्ट्रीय नेता 


इवान मायस्की 
अकादीमीशियन, ब्रिटेन में सोधियत संघ के 
भूतपूर्व राजदूत (१६३३-१६४३) 


भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करने के समय तक नेहरू और सोबि- 
यत नेताओं के ग्रापसी सम्पर्को के बारे में सामग्री की खोज करते हुए हमने 
दिल्‍ली के जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय को लिखा तो संग्रहालय के 
डिप्टी डायरेक्टर बी. एस. जोशी ने तुरन्त उत्तर दिया भौर ब्रिटेन में सोवियत 
संघ के भूतपूर्व राजदूत इवान मायस्की को १० अक्तूबर, १६३८ को पत्र की 
फोटो प्रति भेज दी। पत्र इस प्रकार है : 

“प्रिय नेहरू, 

मुझे यह जानकर कि इस समय झाप सोवियत संघ की यात्रा पर नही जा 
सकते, बहुत खेद हुआ; क्‍योंकि मुझे इस बात का पूरा-प्रा एहसास है कि इस 
यात्रा के लिए आप कितने उत्सुक थे । बहरहाल, मैं आशा करता हूँ कि इस 
समय कारणवश जिस यात्रा को स्थगित करना पड़ा है, भविष्य में आप उसके 
लिए अवसर निकाल सकेगे | 

जनेवा में आपसे मिलकर मुझे हादिक प्रसन्नता हुई थी। उत्त भेंट की 
याद मेरे दिल में हमेशा ताज़ा बनी रहेगी । 

मैं आशा करता हुँ कि भ्रब तक आपकी बेटी और बहन यदि पूरी तरह 
स्वस्थ नहीं हुई होंगी. तो काफी हद तक सेंभल अवश्य गयी होगी । 

आपका 
आई. मायस्की ९ 

अब प्रदन उपस्थित होता है कि किन परिस्थितियों में जनेवा में मेट हुई ? 
इस बारे में स्वयं नेहरू ने कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। अपनी आत्मकथा 
में उन्होंने रूस की यात्रा करते के अपने इरादे का कोई जिक्र नहीं किया, न 
ही इस बारे में इवान मायस्की से हुई भेंट का कोई उल्लेख किया । ऐसी 
स्थिति में हमारे पास इवान मायस्की के पास जाने और उनसे स्पष्टीकरण 
माँगने के अलावा कोई उपाय न रहा । 


१. ए बन्च ऑफ प्रोल्ड लेट, बम्बई १६५८, पृष्ठ २६१ । 


२६ / जवाहरलाल नेहरू ; सोवियत दृष्टि में 


हम अकादीमिशियत मायस्की से उनके मास्को स्थित फ्लैट में मिले। 
उन्होने जो कुछ बताया, वह इस प्रकार है । 

मैं याद करने की कोशिश करूगा कि स्विट्जरलेड में नेहरू से मेरी भेंट 
कैसे हुई । उस समय मै ब्रिटेन में सोवियत राजदूत था । मेरे और नेहरू के बीच 
सम्पर्क अ्रधिकारी नेहरू के प्रिय मित्र और उनके अ्नुगामी वी. के. कृष्णा मेनन 
थे। मैं कृष्णा मेतन से विभिन्‍त समस्याग्रों परविचार-विमर्श करने के लिए कई 
बार मिल चुका था। उन समस्याझ्रो मे भारत और सोवियत संघ के जन- 
नेताओं और राज-नेताओों के आपसी सम्पर्क का प्रश्न भी था। नेहरू के साथ 
मेरे पत्र-व्यवहार को भी कृष्णा मेनन ही सँमालते थे। अरब, लगभग चालीस 
साल बाद उस पत्र-व्यवहार की कथा को पूरी तरह याद कर पाना आसान 
नही है| मुभे याद है कि नेहरू ने सोवियत संघ की यात्रा करने की इच्छा 
प्रकट की थी और मैंने उनकी प्रस्तावित यात्रा के लिए समुचित प्रबन्ध करा 
दिये थे। लेकिन परिस्थितिवश और कुछ ऐसी कठिनाइयों के कारण जिन पर 
कि हमारा वश नहीं था, नेहरू ग्रपनी उस यात्रा पर नही जा सके । जिस पत्र 
की प्रतिलिपि आपके पास है, उस यात्रा के रह हो जाने के सम्बन्ध मे लिखा 
गया था। ब्रिटेन में सोवियत राजदूत रहने के दौरान मै कई बार जनेवा गया। 
वही नेहरू से मेरी कई मुलाकातें हुई । इन मुलाकातों ने मुझे बहुत प्रभावित 
किया । उन दिनों नेहरू सोवियत संघ के साथ मैँत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने 
और दोनों देशों के सम्बन्धो को विकसित करने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे 
थे। आप आसानी से अनुमान लगा सकते है कि उन दिनो यह काम आसान 
नहीं था, जबकि भारत और सोवियत संघ के बीच किसी प्रकार के शासकीय 
सम्बन्ध नही थे और अंग्रेज श्नरधिकारी भारत श्रौर सोवियत संघ के बीच सम्पर्क 
स्थापित न होने देने के लिए पूरी चेष्टा कर रहे थे । 

मुभे एक घटना की याद आती है। भारत के एक संस्थान ने सोवियत 
विदेश व्यापार प्रतिनिधि के द्वारा रूस मे बनी टेक्सटाइल मशीनरी खरीदी थी । 
मशीन को लगाने के काम की देखभाल के लिए एक सोवियत इंजीनियर को 
भारत भेजा गया। लेकिन आश्चर्य कि वह इंजीनियर भारत में पहुँच नहीं 
सका । हमने ब्रिटिश अधिकारियों को लिखा और भारतीय संस्थास ने भी अनु- 
रोध किया लेकिन अंग्रेज़ अधिकारियों ने कोई सनन्‍्तोपजनक जवाब नही दिया 
ओर इंजीनियर को भारत में प्रवेश करने का विसा देने से साफ इन्कार कर 
दिया । मुझे इसमें कतई शक नही है कि अंग्रेज़ी उपनिवेशवादी प्रशासन नेहरू 
को सोवियत देश गझ्राने से रोकता रहा । लेकिन नेहरू किसी भी किस्म के खतरे 


जवाहरलाल नेहरू और सोवियत संघ / २७ 


की परवाह किये बिना यूरोप में वामपन्‍थी ताकतों से सम्पर्क बनाये रहे झौर 
यहाँ तक कि सोवियत प्रतिनिधियों के सीधे सम्पर्क मे भी आये । 

मैं अपने को भाग्यशाली समभता हूँ कि मुझे उस अद्भुत व्यक्ति जवाहर- 
लाल नेहरू से मिलने के अवसर मिले । वह एक असाधारण राजनीतिज्ञ और 
सही मायनों मे भारत के राष्ट्रीय नेता थे। उन्हें यूरोप तथा एशिया की 
विभिन्‍न राजनंतिक शक्तियों के आपसी तालमेल ओर उनके बीच होने वाले 
संघर्षो की गहरी सम'क थी । उन्होंने उस समय अपने देश में व्याप्त कठोर 
परिस्थितियों का अच्छी तरह जायजा लिया ओर सोवियत जनता से मैत्री 
सम्बन्ध स्थापित करने चाहे। हमारी आपसी बातचीत में नेहरू ने बार-बार 
कहा कि एक बार फिर रूस जाने और १६२७ की उनकी पहली यात्रा के बाद 
वहाँ जो परिवर्तन हुए है, उन्हें देखने की उनकी हादिक इच्छा है । नेहरू समभते 
थे कि रूस की और भारत की जनता में बहुत-सी बाते समान है और इन दोनों 
देशों की महान्‌ जनता को एक-दूसरे के साथ शान्ति तथा मित्रता का व्यवहार 
रखना चाहिए । 


मंत्री का शिलान्यास 





पावेल येरज़िन 
भारत में सोवियत राजनयिक प्रतिनिधि (१६४७) 


१९४७ में १४-१५ अगस्त के बीच की रात भारत के इतिहास में एक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना हुई । उस रात भारत स्वतन्त्र हो गया । 

नवोदित भारत राष्ट्र को भन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका समुचित स्थान 
दिलाने के लिए सोवियत संघ और दूसरे समाजवादी देशों के साथ भारत की 
मित्रता और आपसी सहयोग अपरिहाये श्रावश्यकता बन गयी । 

जैसे ही अंग्रेजी साम्राज्यवाद द्वारा उत्पन्न औपचारिक बाधाएँ समाप्त 
हुईं; दोनों देशों के सम्मिलित प्रयत्नों से भारत और रूस के बीच दौत्य 
सम्बन्ध स्थापित हो गये । 

नेहरू व बहुत वरजयलक्ष्मी पंडित सोवियत संघ में भारत की प्रथम राजदूत 
नियुक्त की गयीं । भारत में सोवियत संघ के प्रथम राजदूत एक प्रमुख राज- 


२८ [/ जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


नेथिक के. वी. नोविकोव थे। उन्होंने नवम्बर १९४७ में अपना कार्यभार 
सेमाला। 

मुझे भारत में सोवियत दूतावास के औपचारिक उद्घाटन में सम्मिलित 
होने श्रौर फिर लगातार पाँच वर्षो तक भारत के नेताझ्ों तथा जनता के विभिन्‍न 
वर्गो के प्रतिनिधियों से मिलने के सुश्रवसर मिले । 

मैं सोवियत राजदूत के आने से एक महीने पहले भारत ञ्रा गया था । 
मेरा काम तमाम आवश्यक प्रबन्ध करना और दूतावास के लिए तथा उसके 
कर्मचारियों के लिए उपयूक्‍त भवन की तलाश करना था । इस सम्बन्ध में भारत 
सरकार के श्रधिकारियों ने मेरी बहुत सहायता की। दिल्‍ली श्राने के श्रगले ही 
दिन मैं जवाहरलाल नेहरू से मिला । उन्होने मुझे बताया कि भारत सरकार ने 
सोवियत दूतावास के लिए एक उपयुक्त भवन खोज लिया है श्रौर जल्दी ही बाकी 
स्थान की व्यवस्था भी कर दी जायेगी । राजदूत नोविकोव भारत आये तो वह 
यह देखकर बहुत खुश हुए कि दूतावास को भूतपूर्व चरावणकोर नरेश के प्रति- 
निधि का निवास-स्थान दिया गया था । यह भवन दिल्‍ली के सबसे सुन्दर भवनों 
में से एक है। 

भारत की स्वाधीनता के प्रारम्भिक वर्षो में दिल्‍ली में राजनयिक शिष्टा- 
चार उतना औपचारिक नहीं था। प्रधानमन्त्री विभिन्‍त विदेशी राजनयिक संगठनों 
ग्रथवा राष्ट्रीय संगठनों द्वारा दी गयी प्रायः सभी दावतों मे सम्मिलित होते थे । 
इसके अलावा प्रायः रोज ही किसी न किसी वैज्ञानिक शोध संस्थान अथवा 
शैक्षणिक संस्थान का शिलान्यास होता रहता था। नेहरू ऐसे समारोहों में 
अवश्य सम्मिलित होते थे और उन अवसरों पर संक्षिप्त भाषण भी देते थे । 
हमें अक्सर उनसे अनौपचारिक रूप से' मिलने का अवसर मिल जाता था। मुझे 
ऐसा कोई अवसर याद नहीं आता जब कि नेहरू ने सोवियत राजनयिकों से' 
मिलकर यह न पूछा हो कि सोवियत दूतावास का कार्य कंसे चल रहा है और 
उनके सामने कोई कठिनाई तो नहीं है । वह सोवियत दूतावास द्वारा आयोजित 
किये जाने वाले हर समारोह में और हर दावत में अ्रवश्य ही शरीक होते थे 
आर जो भी सोवियत प्रतिनिश्रि मं इल भारत आते, स्वयं उनका स्वागत करते थे । 

सोवियत दूतावास के कार्यकर्त्ता जब से भारत आये, तभी से उन्हें इस बात 
का पूरा-पूरा एहसास था कि भारतीय जनता सोवियत संघ के बारे में कितनी 
दिलचस्पी रखती है। जैसे ही समाचार पत्रों मे सोवियत राजनयिकों के भारत 
आ्राने के समाचार प्रकाशित होने शुरू हुए, सोवियत दूतावास में भारत के कोने- 
कोने से पत्र आने शुरू हो गये। हमारे भारतीय मित्रों ने अ्रपने पत्रों में दोनों देशों 


जवाहरलाल नेहरू और सोवियत संघ / २६ 


के बीच दौत्य सम्बन्ध स्थापित होने का स्वागत किया था और सोवियत जनता 
को समाजवादी निर्माण मे सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रकट की गयी थी। 
बहुत से पत्र सोवियत संघ के जन-जीवन के बारे में जानकारी देने वाली फिल्म, 
फोटो और पैम्फजेट्स श्रादि भेजने के आवेदन के साथ समाप्त होते थे । 

धीरे-बीरे सोवियत संघ और भारत के बीच आर्थिक सम्बन्ध विकसित हो 
रहे थे। आरम्भ में श्रधिकांगत. झ्ादान-प्रदान के समभोते हुए | सोवियत सघ 
ने रासायनिक खाद, अ्रखबारी कागज और कुछ श्रौद्योगिक मशीनें भेजी । इनके 
बदले भारत ने अपनी परम्परागत निर्यात की वस्तुणु चाय, रुई और जूट 
सोवियत संघ को दी । 

१६५४ की गर्मियों मे जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ श्राये तो दोनो देशों 
के ग्रापसी सम्बन्धों को एक व्यापक भझ्राधार और दुढता मिली | उसके बाद दोनों 
देशों की सरकारों के प्रतिनिधि नियमित रूप से एक-दूसरे के देशों में जाते 
रहे है । 


नेहरू से चन्द मुलाकातें 


मिखाइल मेनाशीकोव 
भारत में सोवियत राजदूत (१६४३-५७) 


मैने १६५३ में भारत में सोवियत राजदूत का कार्यभार सेमाला । दिल्‍ली 
जाने वाला मेरा वायुयान कुछ देर के लिए बम्बई रुका तो वहाँ सबसे पहले 
मेरी भेंट 'भारत-सोवियत सास्क्ृतिक समिति” के कायकर्त्ताश्नों से हुई। वे 
बधाइयाँ और शुभकामनाएँ, लोगों का हाथ मिलाना श्रौर उनकी फूलमालाएं मुझे 
ग्राज भी याद हैं । 

भारत के बाढ़-पीडितों की सहायता के लिए सोवियत संघ की रेड क्रास तथा 
रेड क्रीसेंट सोसायटियों की दार्यक्रारिणी समिति की ओर से मुझे २५०,००० 
रूबल का एक चेक नेहरू को भेंट करने का निर्देश दिया गया था । चेक स्वीकार 
करने के परचात नेहरू ने धन्यवाद दिया श्र बताया कि प्रायः हर साल देश 
का काफी बडा हिस्सा सूखे और बाढ़ से और कभी-कभी भयानक तूफानों 
तथा भूकम्पों से कुप्रभावित होता है, इस कारण देश की आर्थिक दशा और भी 


३० / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


बिगड़ गयी है। सरकार इस समस्या की विकरालता के प्रति पूरी तरह साव- 
धान है लेकिन प्राकृतिक विपदाओं का सामना करने के लिए हमारे पास साधनों 
की कमी है । 

नेहरू ने मुझे परामर्श दिया कि मैं देश की यात्रा करूँ। भारत के बारे में 
बहुत से लोगो ने लिखा है और उन लोगों में एक मै भी हूँ, नेहरू ने मुस्कराते 
हुए कहा, लेकिन बेहतर यह है कि स्वयं देश को देखा जाये और सीधे उसके 
लोगों से मिला जाये । 

मैं नेहरू के परामर्श के अश्रनुतार चला और उनके प्रति आभार स्वीकार 
किया । मैने अपने भारत की खोज की--ऐसे भारत की खोज जो अपने 
सौन्दर्य मे अनुपम है श्रौर जिसके लोग बहुत मेहनती और मिलनसार है । 

यह ऐसा समय था जब कि उपनिवेशवादियों ने एक तरफ तो स्वतन्त्र भारत 
की सत्ता को स्वीकारने से' इनकार कर दिया था और दूसरी तरफ उसकी 
ग्राथिक कठिनाइयों का शोषण करके अपना प्रभाव कायम रखने की कोशिश 
कर रहे थे । नेहरू ने अ्रपने देश की स्वतन्त्र विदेश नीति में सोवियत संघ के 
साथ मेत्री को एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया । 

हमारे दोनों देशो के मैत्री सम्बन्ध हर साल विकसित हो रहे थे । नेहरू से 
मेरी पहली भेंट के लगभग एक मास पश्चात्‌ दिसम्बर १६५३ मे सोवियत संघ 
और भारत के बीच पहला पंचवर्षीय व्यापारिक समभोता हुआ । उसके बाद 
कई समभौते हुए । इन समभौतो में भिलाई में भारत के प्रथम इस्पात कारखाने 
का निर्माण, इंजीनिर्या रंग के भारी सामान बनाने के कारखाने का निर्माण, 
खदानो के संयंत्र बनाने के कारखाने का निर्माण, चश्मों के शीशे बनाने के 
कारखाने के निर्माण और कोरबा के कोयला क्षेत्र में कोयला खनन की सुविधाएँ 
प्रस्तुत करने के समझौते सम्मिलित हैं । सूरतगढ़ के सरकारी क्ृषि फार्म को 
सोवियत सहायता से विकसित करने के लिए समभौता हुआ और एक समभौता 
नवेली में ताप विद्युत केन्द्र बनाने के लिए हुआ । सोवियत विशेषज्ञों ने भ्ृगर्भ 
सर्वेक्षण करने और देश का तेल उत्पादन बढ़ाने मे अपने भारतीय मित्रों की 
सहायता की । भारत और सोवियत संघ के बीच नियमित वायु सेवा तथा 
समुद्री यात्री सेवा आरम्भ की गयी। 

इन तमाम विकास कार्यों में नेहरू व्यक्तिगत रुचि लेते थे, नियमित रूप 
से आवश्यक विचार-विमशं करते रहते थे और जहाँ कहीं कठिनाई पैदा होती, 
उसे दूर करने की पूरी कोशिश करते थे । 

उन वर्षो में हमारे दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक आदान- 


जवाहरलाल नेहरू और सोवियत संघ / ३१ 


प्रदान भी हुआ । दर्जनों सोवियत प्रतिनिधि मंडल भारत ग्राये और समाजवादी 
निर्माण में सोवियत संघ की उपलब्धियों को चित्रित करने वाली तरह-तरह को 
प्रदशनियों के आयोजन किये गये । ठीक ऐसा ही भारत ने भी किया । नेहरू 
ने इस ग्रादान-प्रदान की बहुत सराहना की और इसे प्रोत्साहित किया । इसका 
सबसे अच्छा प्रमाण यह है कि वे भारत आने वाले प्रायः सभी सोवियत प्रति- 
निधियो से मिलते रहे । 

सोवियत संघ के साथ मित्रता की श्रपती नीति के कारण नेहरू को कभी- 
कभी विरोध का सामना भी करना पड़ा । वास्तविकता यह थी कि दोनों देशों 
के व्यापक हितो पर आधारित एकता के पीछे जो सूक थी, भारत में कुछ लोग 
उसे शक की नजर से देखते थे । कभी-कभी तो उतका विरोध बहुत खुले रूप 
में सामने श्राता । हालाँकि नेहरू नियमपूर्वक सरकार के श्रपने सहयोगियों के 
तर्को को बहुत गौर से सुनते थे और गआ्राधारभूत महत्त्व के मामलों में प्राय: 
उनके रचनात्मक सुझावों और समीक्षा को स्वीकार भी कर लेते थे। मारत- 
सोवियत सम्बन्ध भी निश्चित रूप से एक ऐसा ही मामला था । नेहरू अटल 
और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। वह अपनी देख-रेख में भारत-सोवियत सम्बन्धों 
को निकटता लाने के उपायों पर भ्रमल कराते रहे और प्राय: भारत-सोवियत 
मेत्री के विरोधियों के अतिरिक्त उत्साह को भी ठंडा करते रहे । 

मुझे याद है कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 
अनेक बार कहा था कि जवाहरलाल नेहरू भारत के विकास के लिए समाजवादी 
रास्ते को स्वीकार कर सोवियत संघ के साथ मैत्री सम्बन्ध घनिष्ठ बनाने के 
लिए कटिबद्ध है । 

नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे | इसी प्रकार बच्चे भी उन्हें प्यार 
करते थे । भारत के बच्चों के लिए उनका जन्म दिन १४ नवम्बर एक पावन 
त्यौहार बन गया । बहुत से अ्रवसरों पर नेहरू ने मुझे अन्तर्राष्ट्रीय बाल चित्र- 
कला प्रदर्शनी के विजेता रूसी बालकों के लिए उपहार दिये । 

नेहरू सौन्दर्य के प्रशंसक और प्रकृति-प्रेमी थे । उनकी सांस्कृतिक अभिरुचि 
कई दिशाओं में फैली थी | विशेष रूप से वह राष्ट्रीय नृत्यों और शास्त्रीय 
संगीत में रुचि रखते थे । यदि समय इज़ाजत देता तो वह भारत श्राने वाली 
रूसी बले कम्पनियों के प्रदर्शनों को अवश्य ही देखते । 

भारत में मेरे कार्यकाल के चार वर्षों में मुझे अपने देश के राजनयिक 
प्रतिनिधि के रूप मे नेहरू के व्यक्तिगत मैत्रीपूर्ण सदृव्यवहार को पाने का 
सौभाग्य मिला । जब कभी कोई तात्यालिक महत्व की समस्या सामने हुई तो 


३२ / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


नेहरू ने दिन भ्रथवा रात की चिन्ता किये बिना मुझे तुरन्त समय दिया। नेहरू 
कोई रिपोर्ट सुनने अथवा कोई आवश्यक पत्र पढ़ने के बाद तुरन्त श्रपना उत्तर दे 
देते थे या फिर विचाराधीन विषय के बारे में उनकी जो राय बनती थी उसे 
स्पष्ट बता देते थे । 

हुरू में १७-१८ घंटे प्रतिदिन काम करने की असाधारण क्षमता थी । 
वह कभी छुट्टियाँ नहीं लेते थे | एक दिन मैंने उनसे पूछा, “प्रधानमन्त्री महोदय, 
अपने स्वास्थ्य के प्रति इस हुद तक ऋर होना कहाँ तक उचित है ?” नेहरू ने 
मजाक के अन्दाज में जवाब दिया कि अगर काम दिलचस्प हो जैसा कि मेरा 
काम प्राय: होता है, तो वह खुद ही आराम देने वाला बन जाता है। नेहरू 
ग्रपने सिद्धान्तों के प्रति शाखिर तक वफादार रहे और झपने जीवन के श्रन्तिम 
क्षणों तक लगातार काम करते रहे । 


भारत का महान्‌ सपत 


इवान बेनेदिक्तोव 

भारत में सोवियत संघ के राजदुत (१६५८- 
६७), सोवियत-भारत सांस्कृतिक सम्बन्ध 
समिति के उपाध्यक्ष 


भारत गणतन्त्र में सोवियत राजदूत के मेरे कार्यकाल के दौरान मुझे नेहरू 
से महत्त्वपूर्ण राजनैतिक प्रश्नों पर विचार-विमर्श करने के लिए औपचारिक 
रूप से और उनके निवास-स्थान पर अ्रनौपषचारिक रूप से मिलने के बहुत से 
झ्रवसर मिले । 

ऐसे हर अवसर पर मैं इस अ्रसाधारण राजनीतिज्ञ की गहरी राजनंतिक 
सूमबूक और साथ ही दुलेभ विनम्रता को देखकर चमत्कृत हुए बिना न रह 
सका । नेहरू में चीजों को परखने वाली तीक्ष्ण बुद्धि और साथ ही हल्की 
बिनोदप्रियता भी थी। वह बच्चों को बहुत प्यार करते थे। वह अपने बटन- 
होल में नियमपूर्वक जो लाल गुलाब लगाते थे, वह उनके प्रक्ृति-प्र म का 
सूचक था । 

नेहुरू के मन में अपने देश भ्रौर उसके निवासियों के प्रति गहरा और अटूट 


जवाहरलाल नेहरू श्लौर सोवियत संघ / ३३ 


प्रेम था उन्होंने अपना पूरा जीवन उपनिवेशवादी झ्ातंक से मुक्ति पाने के 
भारतीय जनता के संघर्ष में और फिर युवा भारतीय गणतस्त्र की राजनंतिक 
तथा आशिक स्वतन्त्रता को मजबूत करने में लगा दिया । 

अपने देशवासियो के प्रति नेहरू का प्रेम उन यात्राओं में खुलकर प्रकट 
होता था जो कि विभिन्‍न औद्योगिक परियोजनाश्रों श्र बाँधों, स्कूलों और 
प्रयोगशालाओं का शिलान्यास करने के लिए या फिर वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्रों 
अथवा सिंचाई परियोजनाओं के उद्घाटन के सिलसिले में होती थी। इन 
यात्राओं के दोरान नेहरू अ्रपने देश के हजारों लोगों से मिलते और उनके साथ 
खुलकर बातचीत करते । वे लोग नेहरू को हादिक मान श्र प्यार देते थे। 

महान्‌ प्रतिभा, गहरी सूक-बूक और काम करने की असाधारण क्षमता के 
बल पर नेहरू उस उलभी हुई प्रक्रिया को ठीक प्रकार समझ सके जो कि भार- 
तीय समाज में काम कर रही थी। वह रूस की महान्‌ अवलतूबर क्रान्ति की 
उपलब्धियों की बहुत सराहना करते थे । सोवियत जनता समाजवादी समाज 
के निर्माण के लिए जो साहसिक प्रयत्न कर रही थी, नेहरू ने बहुत तल्‍लीनता 
गझर सहृदयता के साथ उनका अनुसरण किया। उन्होने लिखा है कि यदि 
भविष्य आशाएँ जगाता है तो इसके लिए सबसे पहले रूस को धन्यवाद देना 
होगा । धनन्‍्यवाद--उस सबके लिए जो कि उसने दुनिया के लिए किया है । 

भारत और रूस की मित्रता को प्रगाढ बनाने के लिए नेहरू के मन में 
बहुत उत्साह था । वह अच्छी तरह जानते थे कि भारत सरकारी क्षेत्र में भारी 
उद्योग तथा शक्ति उत्पादन केन्द्र स्थापित करके ही वास्तविक आध्िक स्वतन्त्रता 
प्राप्त कर सकता है, इसीलिए उन्होंने इस्पात और भारी इंजीनिर्यारिंग के कार- 
खाने लगाने, कोयले और तेल की खोज के प्रतिष्ठान बताने और विद्युत्‌ उत्पादन 

केन्द्र स्थापित करने में सोवियत संघ के सहयोग को बहुत महत्त्व दिया । 


सोवियत जनता नेहरू को एक ऐसे दूरदर्शी राजनीतिज्ञ के रूप में याद 
करती है, जिसने कि राष्ट्रों में आपसी विश्वास कायम करने और शाल्तिपूर्ण 


सहग्रस्तित्व तथा गुटनिरपेक्षता की नीति को भ्रमल में लाने के लिए बराबर 
प्रयत्न किया । उन्होंने बार-बार कहा कि भारत इस बात का ख्याल किये 
बिना कि किस देश में कैसी सामाजिक व्यवस्था है, सभी देशों के साथ अच्छे 
सम्बन्ध बनाकर ही अपनी स्वतन्त्रता को कायम रख सकता है। नेहरू द्वारा 
प्रतिपादित गुटनिरपेक्षता की नीति को सोवियत संघ द्वारा स्वीकृति औौर 
समर्थन प्राप्त हुआ । 

सेनिक-बन्दियों की समस्या, एशिया में सामूहिक सुरक्षा, सम्पूर्ण निःशस्त्री- 


३४ | जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दुष्टि में 


करण, उपनिवेशवाद और नस्लवाद के दुष्प्रभावों को समाप्त करना झादि हमारे 
समय की महत्त्वपूर्ण समस्याओ्रों पर नेहरू द्वारा निर्देशित भारत के जो विचार 
थे, वे सोवियत संघ के विचारों के समानानन्‍्तर या फिर उनके काफी नजदीक 
रहे । इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि नेहरू द्वारा स्थापित भारत-सोवियत 
मैत्री श्ौर उनके बीच हर प्रकार का सहयोग समय के साथ-साथ और अ्रधिक 
विस्तृत तथा दृढ होता चला जायेगा। साथ ही नेहरू का नाम उन लोगों के 
दिलों में हमेशा बना रहेगा, जो कि शान्ति, सामाजिक न्याय और प्रगति भे 
विश्वास रखते हैं। 


जवाहरलाल नेहरू और सोवियत संघ / ३५ 


नेहरू ग्रौर सोवियत-भारत 
ग्राथिक सहयोग 


“इसमें कोई शक नही कि सोवियत संघ के साथ हमारी मित्रता और सहयोग से 
हमे काफी मदद मिली है । और यह मदद केवल हमारे झ्राथिक तथा सांस्कृतिक 
विकास के क्षेत्र में ही नहीं है। इस मित्रता और सहयोग से हमारे सोच-विचार 
का क्षितिज और अधिक विस्तृत हो गया है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, 
अ्रब हम उसे बेहतर ढंग से समभने में समर्थ हो गये है। खास तौर से हम 
वैज्ञानिक और आशथिक सहायता का स्वागत करते हैं** सोवियत जनता की 
भारत के प्रति सदभावनाश्रों की हम बहुत क॒द्र करते हैं ।”” 


'प्रावदा' के एक सम्बाददाता को जनवरी १६६३ 
में भारत के गणतन्त्र दिवस के भ्रवसर पर दिये 
गये एक इंटरव्यू से (सोवियत लैंड, १६६४, 
संख्य[-२२ ) 


भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के आन्दोलन के नेताशओ्नरों मे सबसे पहले 
जवाहरलाल नेहरू ने महसूस किया था कि आज की दुनिया में किसी भी देश 
की और विशेष रूप से भारत की आथिक तथा सामाजिक प्रगति तब तक 
सम्भव नहीं है, जब तक जनहित को ध्यान में रखते हुए शासन स्वयं उस 
प्रगति का संयोजन तथा निर्देशन अपने हाथ में न ले ले । 

भारत की अर्थनीति में सरकारी क्षेत्र का उदय नेहरू की इस मान्यता के 
कारण सम्भव हुआ कि सरकार को स्वयं उद्योगों का संयोजन करना चाहिए, 


३६ / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


आ्रथिक विकास के सर्वाधिक महत्त्वपृणं साधनों पर सीधे सरकार का कब्जा 
होना चाहिए, देश की विशाल जनता के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं के वितरण 
में तथा उसे आशथिक एवं सामाजिक न्याय दिलाने मे सरकार को निर्णायक 
भूमिका अदा करनी चाहिए । 

नेहरू द्वारा १६३०-३४ के बीच जेल की कोठरी से अपनी बेटी इन्दिरा 
के नाम लिखे गये पत्र, जो कि वास्तव में भारत की जनता के नाम लिखे गये थे, 
उनसे प्रकट है कि नेहरू पहले भारतीय थे, जिन्होंने कि देश के आ्राथिक नियो- 
जन की सम्भावना और वध्यावहारिक्ता का पक्ष-पोषण किया । 

8 जुलाई, १६३३ के पत्र में नेहरू ने लिखा, “पंचवर्षीय योजना ने रूस का 
नबक्‍शा प्री तरह बदल दिया है। वह एक सामन्‍्तवादी देश से भ्रचानक एक 
विकसित श्रौद्योगिक देश मे बदल गया है। वहाँ एक चमत्कारिक सांस्कृतिक 
प्रगति हुई है। वहाँ की नागरिक सेवाएँ, सावजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ और 
दुर्घटनाशो के बीच की व्यवस्था पूरी दुनिया में श्रपना सानी नही रखती । यह 
ठीक है कि कुछ चीजो का अमाव ग्रभी भी वहाँ है लेकिन बेरोजगारी और 
भुखमरी का भयावह खतरा, जो कि श्रन्य देशो के मजदूरों के सिर पर श्रभी 
भी लटक रहा है, वहाँ पूरी तरह समाप्त हो गया है |” नेहरू आगे लिखते है, 
“पंचवर्षीय योजना की सफलता के बारे मे सन्देह करना व्यर्थ है। इसका सही 
उत्तर सोवियत संघ की मौजूदा स्थितियाँ है। शौर एक दूसरा उत्तर यह सत्य 
है कि इस योजना ने पूरी दुनिया की कल्पनाग्रों को प्रभावित किया है। आज 
हर कोई “योजनाओं के बारे में--पंचवर्षीय, दसवर्षीय, त्रिवर्षीय योजनाश्रों 
के बारे मे बात कर रहा है। सोवियत लोगो ने दुनिया में जादू भर दिया 
है।' इन शब्दों मे नेहरू सोवियत संघ की पहली पचवर्षीय योजना के अपने 
विश्लेषण का समापन करते हैं । 

भारत के राजनेतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के काफी पहले ही भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी झआथिक नियोजन समिति बना दी थी । 

इसीलिए भारत के स्वाधीनता प्राप्त करने के कुछ ही समय बाद १६४० 
में राष्ट्रीय नियोजन आयोग संगठित किया गया तो यह कोई आश्चयें की बात 
नही थी। नेहरू की निजी देख-रेख में आयोग ने देश के आर्थिक विकास की 
पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया। उन दिनों के अपने भाषणों 
में नेहरू ने आथिक नियोजन को एक नयी शुरुआत माना । उनके श्रनुसार 


१. ग्लिपसिज्ञ श्रॉफ वल्‍्ड हिस्द्री, लन्दन, १६४६, पृष्ठ 5५५६-८५७। 
२. वही, पृष्ठ 5५७। 


नेहरू ओर सोवियत-भारत आर्थिक सहयोग / ३७ 


श्राधारभूत उद्योगों का संयोजित एवं सम्यक्‌ विकास झ्ारथिक नियोजन की 
पहली हार्त थी । यह विकास नये भारत की श्राथिक एवं सामाजिक प्रगति के 
हित में यहाँ सहज-सुलभ पदार्थों तथा मानव शक्ति के साधनों को ध्यान में 
रखते हुए दृढ वैज्ञानिक आधार पर स्वयं सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम 
के भ्रधीन किया जाना चाहिए । 

बहुत से देशों के आर्थिक विकास का सूक्ष्म भ्रध्ययन करने के पश्चात्‌ नेहरू 
इस नतीजे पर पहुँचे कि यदि भारत को कडोर संघर्ष के बाद प्राप्त की गयी 
प्रपनी आजादी को बनाये रखना है और अपने झ्राथिक तथा सामाजिक विकास 
की मजबूत श्राधारशिला रखनी है तो उसे एक ग्राधुनिक राष्ट्रीय उद्योग के 
विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए । जब्र नेहरू राष्ट्रीय उद्योग का जिक्र करते 
थे तो जाहिर है कि उनका मतलब भारी उद्योग से होता था। इस सम्बन्ध में 
दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने वाली काउंसिल श्रॉफ नेशनल 
डेवलपमेट के अभ्रधिवेशनों में दिये गये उनके भाषण उल्लेखनीय हैं। नेहरू ने 
कहा, “अभ्रगर हम भारत का श्रौद्योगीकरण और उसका विकास चाहते है---और 
ऐसा हम सचमुच चाहते है---तो हमे भारत का सही मायनों में झद्योभीकरण 
करना चाहिए। हमें एक ऐसी मजबूत नीव रखनी चाहिए जिस पर कि 
ओऔद्योगिक भारत का ढाँचा खड़ा किया जा सके। तात्पर्य यह कि हमें भारी 
उद्योगों के विकास को प्राथमिकता देती चाहिए ।* 

नेहरू द्वारा बनायी गयी और अमल में लायी गयी नियोजित श्रर्थ नीति 
में देश के आधथिक विकास के आधार के रूप में राष्ट्रीय भारी उद्योग का 
विकास करना मूलभूत सिद्धान्त था। नेहरू का विश्वास था कि औद्योगीकरण 
शवित-साधनों के मजबूत झ्राधार पर खड़ा होना चाहिए इसीलिए विद्युत शक्ति 
का उत्पादन बढ़ाने के कार्य क्रम को प्राथमिकता दी गयी । 

आशिक क्षमता की दृष्टि से आज भारत दुनिया के पहले दस देशों मे से 
एक है । भ्रब भारत के पास जल विद्युत तथा ताप विद्युत्‌ उत्पादन के आधुनिक- 
तम केन्द्र, लोहे और इस्पात के विशाल कारखाने, भारी इंजीनियरिंग उद्योग 
के कारखाने, अणुशक्ति उत्पादन संस्थात और इलेक्ट्रोनिक उद्योग हैं। भारत 
यह प्रगति कर सका इसका प्रारम्भिक श्रेय समाजवादी देशों श्रौर विशेष रूप से 
सोवियत संघ के आर्थिक, वेज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को जाता है। इस 
सहयोग का साक्षात प्रमाण ७० से ऊपर औद्योगिक कारखातों का निर्माण है, 


१. कॉमसे, बम्बई, जनवरी २८, १५५६, पृष्ठ १४५८ । 


३८ / जवाहरलाल नेहरू $ सोवियत दृष्टि में 


जिनमें से ५० से ऊपर कारखाने सोवियत सहयोग से लगाये गये हैं । 

ग्रभी भी भारत के उद्योग और कृषि के सामने कुछ ऐसी समस्याएं है, 
जिन्हे कि हल किया जाता है। फिर भी किसी भी तटस्थ पययंवेक्षक के लिए 
यह बात साफ हो गयी है कि भारत ने आजादी के बाद के वर्षो मे जितनी 
प्रगति की है, उतनी प्रगति पिछली पूरी दो शताब्दियों मे भी नहीं की थी । 

भारत और सोवियत सघ के बीच आथिक सहयोग का सूत्रपात २ फरवरी, 
१६५४ को दिल्‍ली मे दोनो देशो की सरकारो के प्रतिनिधियों के बीच हुए एक 
समभीते पर हस्ताक्षर होने से हुआ। समभोते के अनुसार भिलाई में 
१,०००,००० टन वाधषिक उत्पादन की क्षमता का एक इस्पात कारखाना 
लगाया जाना था। नेहरू की दृढ़ इच्छा और औद्योगिक रूप से विकसित तथा 
समद्ध भारत के भविष्य में विश्वास ओर साथ ही सोवियत संघ की अपने 
पड़ौसी मित्र की सहायता करने की ललक ने मिलकर भिलाई कारखाने के 
निर्माण के निर्णय को सम्भव बनाया । 

नेहरू की यह धारणा पूरी तरह सही थी कि किसी देश के श्रौद्योगिक 
विकास के लिए इस्पात और शक्ति आधारशिला का काम करते है। वह बार- 
बार कहते थे कि भ्रगर भारत को अ्रपती राजनैतिक आज़ादी और एक राष्ट्र के 
रूप में अपनी सत्ता को कायम रखना है तो उसे श्राथिक निर्भरता प्राप्त करने 
के लिए प्री-पूरी चेष्टा करती पड़ेगी । 

नेहरू समय-समय पर भिलाई नगर जाकर भिलाई परियोजना की प्रगति 
को निकट से देखते रहे । उन्होंने दिसम्बर १६५७ में सबसे पहले भिलाई का 
दौरा किया । उस समय कारखाने का निर्माण-कार्य आरम्भ ही हुझ्रा था । 

दो वर्ष बाद एक बिलेट मिल के कार्य आरम्भ करने के भ्रवसर पर नेहरू 
ने शुभकामना-सन्देश भेजा, जिसमें लिखा था, “भिलाई इस्पात कारखाने की' 
यह निरन्तर प्रगति बहुत उत्साहवर्धक है श्रोर सोवियत तथा भारतीय इंजी- 
नियरों के आपसी सहयोग की प्रतीक है। सोवियत संघ मे प्रशिक्षित बहुत से 
भारतीय इंजीनियर इन मिलों का संचालन करते रहेगे। मैं इस संस्थान की 
सफलता के लिए भिलाई कारखाने में काम करने वाले सभी लोगों और विदेप 
रूप से सोवियत तथा भारतीय इंजीनियरों को बधाई देता हूँ ।* 

अक्तूबर १६६० में एक रेल तथा स्ट्रक्चरल स्टील मिल के कार्य आरम्भ 
करते के भश्रवसर पर अपनी दूसरी भिलाई यात्रा के दौरान नेहरू ने एक विशाल 


१, सोवियत लेड, १६६४, संख्या २३-२४ । 


नेहरू ओर सोवियत-भारत झ्राथिक सहयोग / ३६ 


जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा, “भिलाई इस्पात कारखाना दो बड़े देशों 
के आपसी सहयोग का एक अनोखा उदाहरण है । पिछले कुछ समय से सोवियत 
रूस के भ्रनु भवी इंजीनियर यहाँ रहकर हमें महत्त्वपूर्ण सहयोग देते रहे है । 
हमारे युवा इजीनियर प्रशिक्षण के लिए रूस गये। इससे भी कारखाने की 
स्थापना में बडी सहायता मिली है। दो राष्ट्रों के मेत्री सम्बन्ध मजबूत करने के 
सचमुच बहुत फायदे है ।? नेहरू ने फरवरी १६६२ में भिलाई की तीसरी 
यात्रा की । इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वह जब भी भिलाई श्राते है, तभी 
नयी वर्कशापों, नये उत्पादनों और अनुभव से निपुण हो गये नये लोगो को देख 
कर बहुत प्रसन्‍न होते है । उन्होंने भिलाई को भारत तथा सोवियत संघ के 
ग्रापसी सहयोग का प्रतीक बताया । 

ग्राज भिलाई कारखाना देश के कुल उत्पादन का एक-तिहाई इस्पात तैयार 
कर रहा है | नवम्बर १६९७३ में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय 
समिति के जनरल सेक्र टरी लियोनिद ब्र मनेव भारत यात्रा पर आये तो भिलाई 
कारखाने की क्षमता को ७,०००,००० टन इस्पात का उत्पादन प्रतिवर्ष तक 
पहुँचाने के लिए एक समभोता हुझा । 

भिलाई कारखाना सोवियत सहायता से' लगाया जाने वाला पहला बड़ा 
श्रौद्योगिक संस्थान था। इसने दो भिन्‍न-भिन्‍न सामाजिक व्यवस्थाओ के देशों 
के सहयोग--दोनों पक्षों के आपसी हितो--भ्रौर पूरी बराबरी पर आधारित 
सहयोग--की सफलता की व्यापक सम्भावनाओ्रं को स्पष्ट कर दिया है । 

भिलाई कारखाने का निर्माण-कार्य पूरा हो जाने के बाद भारत की आथिक 
आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाने के लिए मशीनों के निर्माण, शक्ति उत्पादन, 
तेल निकालने, कोयले की खदानों का विकास करने और झऔषधि निर्माण तथा 
कृषि ग्रादि विभिन्‍त क्षेत्रों में सोवियत संघ ने मित्रतापृर्ण सहयोग दिया । 


१, सोवियत लैंड, १६६४, संख्या २३-२४ । 


४० / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


भिलाई--भारत के भविष्य का प्रतीक-चिह्न 


वेनियामिन दीमशित्स 

सोवियत सघ की मन्त्री परिषद्‌ के उपाध्यक्ष, 
भिलाई इस्पात कारखाने के चीफ इंजीनियर 
इंचार्ज (१९५७-५६) 


भिलाई इस्पात कारखाने के निर्माण-स्थल पर और दिल्‍ली में श्रोपचारिक 
अवसरों पर नेहरू से मेरी बहुत-सी मुलाकातें हुई। वह मुझे हमेशा एक ऐसे 
व्यक्ति के रूप में याद रहेगे जिसने कि श्रपने देश के अनेकों लोगो को उभारने 
आ्ौर मारत-सोवियत मंत्री को स्थापित करने तथा उसे दृढ़ करने के लिए अपना 
जीवन समपित कर दिया । 

विशेष रूप से नेहरू की दिसम्बर १६५७ के मध्य की भिलाई यात्रा मुझे 
याद है । इस अवसर पर उन्होने पूरे निर्माण-स्थल का दौरा किया था। उनकी 
उपस्थिति में ओपन हथ॑ वर्कशाप का पहला स्तम्भ खड़ा किया गया था और 
उसी समय रोलिंग मिल्स के पहले खंड की स्थापना की गयी थी। उन्होने 
विशाल निर्माण-स्थल के हर हिस्से में पूरी रुचि ली। मेटल स्ट्रकक्‍्चर्स शॉप में 
उनसे अनुरोध किया गया कि वह पिछले दिनों स्थापित की गयी शीट मैटल 
कटिंग मशीनों में से पहली को स्विच दबाकर चालू करने का झ्ननुग्रह करें। 
शॉप का निर्माण-कार्य उस समय तक पूरा नही हुआ था। असल में उस समय 
शॉप के ऊपर छत भी नही थी और सूरज की लपलपाती किरणें सीधी पड रही 
थी। नेहरू ने पूछा कि उष्ण जलवायु में सोवियत इंजीनियर यहाँ खड़े होकर 
कैसे काम कर पाते हैं ? इंजीनियर एन. बी. लोबोत्सकी जो वहीं मौजूद थे, 
उन्होंने उत्तर दिया कि गर्म जलवायु के भी अपने फायदे है। इंजीनियर ने 
आगे कहा--असल में जब शॉप का निर्माण-कार्य चल रहा था और कुछ हिस्सों 
की स्थापना पूरी हो चुकी थी तो हमने उत हिस्सों को चालू कर दिया था, 
ताकि जब तक्र पूरी शॉप चालू हो, उस समय तक काफी मात्रा में उत्पादन 
किया जा सके । 

भिलाई में निर्माण-कार्य आरम्भ होने के पहले दिन से ही हम बराबर एह- 
सास बना रहा कि नेहरू को इस बात का ख़याल है कि हमारी झ्रावश्यकताएँ 
समय से पूरी होती रहें। हालाँकि हमारे सहयोगी इस बारे में सतक थे कि 
नेहरू की दिलचस्पी का फायदा न उठावें, फिर भी उनमें से कुछ ने नेहरू से 


नेहरू और सोवियत-भारत झ्राथिक सहयोग / ४१ 


ऐसी समस्याश्रों के बारे मे बातचीत की जितका नि माण-कार्य की प्रगति पर 
प्रभाव पड़ रहा था । खास तौर मे विशाखाप टनम बन्दरगाह परसोवियत मशीनों 
को उतारने में जो समस्या श्रा खड़ी हुई थी, उसे हल कराने में नेहरू की 
सहायता के लिए निर्माणकर्त्ता बहुत आभारी हुए। एक बार उन्होने सुझाव 
दिया कि भिलाई के लिए मशीनें लाने वाले जहाजों में से कुछ को बम्बई और 
कलकत्ता की तरफ मोड दिया जाये । इस सुझाव को श्रमल में लाने से मशीनें 
निर्माण-स्थल पर बहुत तेजी से पहुँचने लगी श्रौर काम की स्थिति में बहुत 
बड़ा सुधार आ गया । 

बाद मे १००,००० के विशाल जन-समूह को सम्बोधित करते हुए कहा 
कि जब तक भारत के पास अपने भारी उद्योग नहीं होंगे तब तक बह तरक्की 
नहीं कर सकता । यह ठीक है कि भारत के खेतों की सिंचाई होनी चाहिए, 
लेकिन सिंचाई के लिए जरूरी है कि हम बाँध बनाये, विद्युत्‌ गृह बनायें और 
आद्योगिक कारखाने लगायें। इन सबको बनाने के लिए लोहे और इस्पात की 
जरूरत है। नेहरू ने आगे कहा--भारत के पास बहुत श्रच्छे किस्म के कच्चे 
लोहे का बहुत बड़ा भंडार है लेकिन अभी पिछले कुछ समय तक यह सम्पदा 
सही मायनों में बेकार पड़ी थी । भ्रब एक बड़ा इस्पात कारखाना लगाया जा 
रहा है। यह कारखाना भारत के भविष्य की ओर इशारा करता है। उन्होने 
आगे कहा--कितनी भी दिक्‍कतें क्‍यों न झायें, भारत के लोगों को अपने लोहे 
और इस्पात के उद्योग का विकास करने के लिए भरपूर चेप्टा करनी चाहिए । 
सोवियत विशेषज्ञ भारतीयों की बहुत सहायता कर रहे है । उन्हें प्रशिक्षण दे 
रहे हैं ओर तकनीकी जानकारी तथा अपने अनुभवों मे भागीदार बना रहे हैं। 
इसके लिए हम उनके आभारी हैं । नेहरू ने आगे कहा--भारतीय इंजीनियरों 
और कर्मचारियों के लिए यह परम महत्त्व की बात है कि इस समय वे श्रपने 
उद्योग का विकास स्वयं करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लें । 

भिलाई से विदा होने से पहले नेहरू ने कहा, “जो कभी एक सपना था, 
भ्रब वह शक्ल ले रहा है और एक सचाई बनता जा रहा है। भिलाई भारत 
के भविष्य का प्रतीक-चिह्न है।'* 

१६६५ और १९७० में सोवियत-भारत आशिक सहयोग की दसवीं और 
पन्‍्द्रहवीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में मुके सोवियत सरकार के प्रतिनिधि मंडलों का 
नेतृत्व करने के अवसर मिले। दूसरी परियोजनाश्रों को देखने के साथ मैं दोनों 


१. सोवियत लैंड, १६६४, संख्या १२ । 


४२ / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्द्रि सें 


ही बार भिलाई इस्पात कारखाने को देखने भी गया। वहाँ मेरे जीवन के दो 
सदा याद रहने वाले वर्ष गुजरे थे। मेरी दूसरी यात्रा के दौरान जब मै बाइ 
प्रोडक्ट कोक सैक्सन्स को देखने गया तो मुझे वहाँ ईरान से आये विशेषज्ञों के 
एक दल को देखकर बहुत खुशी हुई। यह ईरानी दल भिलाई कारखाने में 
्रॉन-द-जॉब ट्रेनिंग कोर्स परझ्ाया हुआ था। इस रोचक तथ्य से प्रकट हो गया 
कि जैसे-जैसे कारखाने का विस्तार हुझ्ला, उसे चलाने वाले लोग भी श्रागे बढ़े । 
लोहे और इस्पात के पेचीदा संयन्त्रों का संचालन करते हुए उन्हें दूसरे देश के 
सहयोगियों से जो अनुभव प्राप्त हुए थे, श्रब वे उन श्रनुभवों में अन्य देश के 
लोगों को भागीदार बनाने के लिए तैयार थे। मै जानता हूँ कि अ्रगर आज 
नेहरू होते तो वह उन भारतीय इंजीनियरों से' बहुत खुश होते और उन पर 
गये करते जिन्होंने कि कारखाने के उत्पादन को निरन्तर बढाया है और अ्रब 
यह कारखाना भारत के लौह तथा इस्पात उद्योग का मुख्य केन्द्र बन गया है । 


नये भारत के नये तीथ 


निकोलाई गोल्डिन 

भारी उद्योग निर्माण के मन्त्री, भिलाई इस्पात, 
कारखाने के चीफ इजीनियर इंचाजं (१६५९-६१) 
१६७० से सोवियत-भारत सांस्कृतिक सम्बन्ध 
समिति के श्रध्यक्ष 





नेहरू की भिलाई यात्राओ्ं के दौरान या जब कभी मुझे किसी काम के 
सिलसिले में दिल्‍ली जाना पड़ा तो बहुत बार उनसे मिलने का सुश्रवसर मिला । 
उन मुलाकातों में हुई बातचीत से मैं उनके लग्नशील मस्तिष्क और खुले विचारों 
का प्रशंसक बन गया । इन वर्षो मे विभिन्‍न राजनेतिक विचारधारा के समाचार 
पत्र उनके अभूतपूर्व प्रयोग' पर विस्तृत टिप्पणियाँ लिख रहे थे। ऐसे समय 
जब कि शीत युद्ध अपने शिखर पर था और पश्चिम के कुछ देश नेहरू की 
सकारात्मक तठस्थता की नीति को एक शर्मनाक नीति कहकर खारिज करने की 
कोशिश कर रहे थे, यह नेहरू का ही काम था कि वह न केवल भारत और 
सोवियत संघ के बीच हर प्रकार के सहयोग का पक्ष-पोषण करते रहे बल्कि इस 


नेहरू और सोवियत-भारत झाथिक सहयोग / ४३ 


बारे में मी सतक रहे कि उनके विचारों पर भ्रमल हो । भारत-सोवियत सहयोग 
के शत्रु बराबर “भविष्यवाणियाँ कर रहे थे। उनके अनुसार रूसी विशेषज्ञ 
अयोग्य थे, उनकी तकनीक पिछडी हुई थी और सोवियत लोग किसी के साथ 
सहयोग करने में समर्थ ही नही थे । इन तमाम बातो के अलावा 'साम्यवादी 
प्रचार' की साजिश के जो आरोप लगाये गये, उनका तो कहना ही क्या ! इन 
तमाम पूर्व निर्धारित दुर्भावनाश्रों से अप्रभावित रह सकने, सच और भूठ में 
भेद कर सकने और दुनिया के पहले समाजवादी देश के साथ विभिन्‍न क्षेत्रों मे 
ग्रापसी सहयोग बढ़ाने की नीति पर अमल करने के लिए एक महान्‌ राज- 
नीतिज्ञ की सूक और साहस की आवश्यकता थी। श्रौर नेहरू में ये सभी गुण 
एक साथ थे । 

तिर्माणाधीन भिलाई कारखाने के कामगरों की एक जनसभा में दिया गया 
नेहरू का एक भाषण मुझे याद है। भारत के आम लोगों के बीच बोलते समय 
वह बहुत सीधी श्रोर सरल भाषा का प्रयोग करते थे। उसी भाषा में अपने 
श्रोताश्नों को सम्बोधित करते हुए नेहरू ने कहा कि यदि भारत सही मायनों में 
एक स्वतन्त्र श्रौर मजबूत राष्ट्र बनना चाहता है और अपनी गरीबी, पिछडेपन 
तथा श्रशिक्षा को दूर करना चाहता है तो उसे ऐसी श्रर्थ-नीति भ्रपनानी होगी, 
जिसमें कि सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योगों को लगाया जा सके। तमाम महत्त्व- 
पूर्ण उद्योगों को सरकारी क्षेत्र मे लेकर ही ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न की जा सकती 
है, जिनमें कि देश के लोगों का जीवन-स्तर उभर सके । उन्होंने श्रागे कहा--आ्रप 
देख सकते हैं कि श्रापके रूसी माई जो यहाँ मूलभूत औद्योगिक उत्पादनों में आत्म- 
निर्मरता प्राप्त करने के हमारे प्रयत्न में सहायता करने के लिए आये है वे कैसे काम 
करते है। वे यहाँ रहते है, आपके कन्ध से कन्धा मिलाकर काम करते हैं और 
अपने गहरे अनुभवों में श्रापको भागीदार बनाते हैं। एक समय था कि उन्हे भी 
ऐसे ही शुरुभ्ात करनी पड़ी थी लेकिन उनके कठोर परिश्रम से आज रूस दुनिया 
के सबसे शक्तिशाली देशों मे से एक बन गया है। मै चाहता हूँ कि आप इन 
लोगों से काम करना साखें, क्योंकि यह जानकारी मविष्य में आपको ऐसे ही 
बहुत से कारखाने लगाने और नये भारत के नये तीर्थ बनाने में काम आयेगी । 

नेहरू भारत के श्रौद्योगिक विकास मे बहुत गहरी दिलचस्पी रखते थे । 
यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत है: भिलाई इस्पात कारखाना, जो कि इस समय 
भारत के कुल इस्पात का एक-तिहाई उत्पादन करता है, जब यह कारखाना 
निर्माणाधीन था तो नियमित रूप से सीमेंट, लोहे, इलेक्ट्रोड्स, एसिटिलीन और 
दूसरे आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती थी। उस समय भारत में इन 


४४ / जवाहरलाल नेहरू ; सोवियत दृष्दि में 


चीजों की कमी थी और कभी-कभी मालवाहक जहाजों को रास्ते में विलम्ब हो 
जाता था । जब कारखाने के पहला भाग ब्लास्ट फर्नेस का निर्माण-कार्य लग- 
भग पूरा होने जा रहा था तो उस समय किसी भी तरह का विलम्ब बहुत 
महँगा पडता । परियोजना मे मशीनों और संयन्त्रों की एक बड़ी सेना के अलावा 
६०,००० आदमी काम पर लगे हुए थे। यह हिसाब लगाया गया था कि एक दिन 
के निर्माण-कार्य पर झाने वाला खर्चे १००,००० रुपये बैठता है। मैं कारखाने के 
किसी काम से दिल्‍ली गया तो मैने प्रधानमन्त्री को स्थिति से अवगत कराया। 
मैं वापस भिलाई पहुँचा ही था कि यहूं घोषणा सुनने को मिली कि राज्य मे 
धातु शोधन के तीन कारखाने लगाने के काम को प्राथमिकता दी गयी है । 

मुरभे नेहरू की प्रक्तूबर १६६० की यात्रा भी खूब याद है। जैसा कि प्राय: 
होता था, उस श्रवसर पर श्री स्वर्णसिह भी उनके साथ थे । स्वर्णसिह कई वर्षो 
तक इस्पात, खदान और ईधन विभाग के मन्त्री रहे थे। उल्लेखनीय है कि 
श्री सिह के साथ हमारे बहुत अच्छे कार्य-सम्बन्ध थे । वह हमारी तमाम बातों 
और सुझावों को गौर से सुनते थे, और छोटी या बड़ी कैसी भी समस्या हो, उसे 
जल्दी से जल्दी हल करने की भरपूर चेष्ठा करते थे। सोवियत विशेषज्ञ जो 
कि उष्ण जलवायु के अभ्यस्त नही थे, उनके लिए एयर कंडीशनर और अच्छे 
से अच्छे खाने की व्यवस्था कराने मे भी वे व्यक्तिगत रुचि लेते थे । 

उन्ही दिनों हम रेल एंड स्ट्रक्चरल मिल की स्थापना कर रहे थे । एकदम 
तकनीकी विषयों पर नेहरू के प्रइन और टिप्पणियाँ मुर्के अ्रभी भी याद हैं । ये 
विषय थे--मिल का कुल उत्पादन, रेलो और चेनलो की किस्म और मात्रा, 
उनकी लम्बाई, वे ज्यादा लम्बे भ्ररसे तक काम में आ सर्क इसके लिए ताप- 
क्रिया द्वारा उनकी सतह को और सख्त करने की सम्भावनाएँ, निर्यात के लिए 
उनकी बिक्री की सम्भावनाएँ झ्ादि । नेहरू अपनी श्राँखों के सामने इस्पात की 
गर्म सिल्लियों और छड़ों को उपयोगी उत्पादनों में बदलते देखकर खुश तो होते 
ही थे, साथ ही स्षाथ यह भी सोचते रहते थे कि इन चमत्कारिक मशीनों से 
देश को और देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे पहुँच सकता है । 

मुभे पूरा विश्वास है कि सकड़ों सोवियत विशेषज्ञ और उनके परिवार के 
सदस्य जो कि भिलाई, रांची, दुर्गापुर, भ्रंकलेश्व॒र, स्रतगढ़ और बम्बई में रहे, 
नेहरू के बारे मे मेरी राय से पूरी तरह सहमत होंगे । नेहरू जब भी सोवियत 
सहयोग से वनने वाले कारखानों की यात्रा पर गये, उन्होंने सोवियत इंजीनियरों 
और दूसरे विशेषज्ञों के रहन-सहुत की सुविधाश्रों के बारे मे अवश्य ही मालूमात 
की । वे सोवियत विशेषज्ञों के बच्चों के स्कूलों में भी गये और उन्होंने अव्याब- 


हू और सोवियत-भारत झ्राथिक सहयोग / ४५ 


सायिक मनोरंजन कार्यक्रमों और खेल-कूद प्रतियोगिताओ्रों को भी देखा। मुझे 
पूरा विश्वास है कि सोवियत जनता भी श्राने वाली पीढियाँ नेहरू को एक महान्‌ 
राजनीतिज्ञ और भारत-सोवियत मैत्री के निर्माता के रूप में याद रखेंगी। 


समृद्धि का त्रोत--वसुधारा 


बोरिस रोमानोव 
भारत स्थित सोवियत दूतावास में झ्राथिक 
मामलों के प्रतिनिधि (१६५७-६३) 


भारत में मेरे कार्यकाल के दौरान मुझे अनेक बार नेहरू से मिलने का 
अ्रवसर मिला । वह मुलाकात मुझे विशेष रूप से याद है जब कि १६ दिसम्बर 
१६५७ को नेहरू भिलाई इस्पात कारखाने का निर्माण-स्थल देखने आये। कार- 
खाने के हर मामले में उनकी गहरी दिलचस्पी शुरू से ही जाहिर थी। उन्होंने 
किसी भी तरह का उतावलापन दिखाये बिना एक के बाद दूसरे विभाग 
का निरीक्षण किया और तरह-तरह के सवाल पूछकर कारखाने के तकनीकी 
पक्ष को जिस हद तक समझ सकते थे, उस हद तक समभने की कोशिश करते 
रहे । खास तौर से उन्होंने उस तकनीक को जानने के बारे में दिलचस्पी दिखायी 
जिससे कि कोक ओवन बैटरी के विशालकाय कंक्रीट पाइपों को सामान्य रूप 
से बनाये जाने वाले किसी आ्राधार के बिना खड़ा किया जा रहा था और बैटरी 
ग्रभी तक लगभग १०० मीटर की ऊँचाई तक उठ छुकी थी । 

नेहरू ने तेल की खोज करने और उसे निकालने की समस्या पर भी बहुत 
ध्यान दिया । वह बहुत बार उन क्षेत्रों के दोरे पर गये, जहाँ कि सोवियत 
विशेषज्ञ अपने भारतीय सहयोगियों के साथ इस महत्त्वपूर्ण पदार्थ की खोज में 
लगे थे, जो कि भारत के आथिक विकास के लिए परम आवश्यक है। इस 
सम्बन्ध में मुझे एक घटना याद आती है | एक बार नेहरू कंम्बे पहुँचे । वहाँ 
तेल की खोज की सम्भावनाओं का परीक्षण करने के लिए सोवियत विशेषज्ञ 
अपने भारतीय सहयोगियों की सहायता कर रहे थे । एक स्थान पर एक तेल 
के कुएँ से तेल निकलकर पास ही खड़े नेहरू के ऊपर गिरने लगा। उनके साथ 
खड़े विशेषज्ञों ने संकोच अनुभव किया। लेकिन नेहरू बिल्कुल भी विचलित 


४६ / जवाहरलाल नेहरू : सो वियत दृष्टि में 


नही हुए और बोले, “मैं इसी शेरवानी में संसद में भाषण दूँगा। सब लोगों 
को यह मालूम हो जाना चाहिए कि अरब हमारे पास अपना तेल है | 

नेहरू तेल के कुएं को 'वसुधारा' भ्रर्थात्‌ 'समृद्धि का स्रोत' कहा करते थे । 

मई १६६३ मे नेहरू ग्रंकलेश्वर के तेल-क्षेत्र के दौरे पर गये | वहाँ उन्होने 
कमंचारियों से बात करते हुए पूरा दिन बिताया । उस अवसर पर उन्होने कहा 
कि सोवियत संघ के मित्रतापूर्ण सहयोग से खोजे गये भ्रंकलेश्वर के तेल द्वारा न 
केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत के आथिक विकास और समृद्धि को बढ़ाने में 
मदद मिलेगी । नेहरू ने आगे कहा कि भारत का तेल उद्योग सोवियत संघ के 


मित्रतापूर्ण सहयोग का झ्राभारी है। यह भारत का समाजवाद के मार्ग पर एक 
आर कदम है । 


बाद में नेहरू ने कोयाली में एक तेल-शोधक कारखाने का शिलान्यास 
किया । इस अवसर पर भाषण देते हुए उन्होने कहा कि गुजरात में तेल-शोधक 
कारखाने का निर्माण भी भारत के अ्रच्छे मित्र सोवियत संघ के सहयोग से ही 
सम्भव हो सका है। उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि इस कारखाने के द्वारा 
दोनों देशों के सम्बन्धों को और ज्यादा मजबूत बनाने में मदद मिलेगी । 
सोवियत संघ एक सामर्थ्यवान देश है और उसने तकनीकी क्षेत्र में बहुत प्रगति 
की है। भारत को सोवियत अनुमवों से बहुत कुछ सीखना है । बहुत से श्रव- 
सरों पर, जब भी नेहरू अंकलेश्वर आये, मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । कोयाली तेल-शोधक कारखाने को ओर भिलाई को भी अ्ंकलेश्वर से 
ही तेल भेजा जाता है। 

नवम्बर १६६३ के मध्य में नेहरू रॉची और दुर्गापुर आये। राँची में 
उन्हें सोवियत सहयोग से बने भारी मशीनों का निर्माण करने वाले कारखाने 
आर खदान संयन्त्रों का निर्माण करने वाले कारखाने के प्रारम्भिक विभागों का 
उद्घाटन करना था। हम इस बात से बहुत प्रभावित हुए कि नेहरू अपनी 
व्यस्तता और अस्वस्थता के बावजूद प्रमुख श्लौद्योगिक इकाइयों द्वारा आ्रायोजित 
ऐसे समारोहों के लिए समय और शक्ति जुटा लेते थे । 

नेहरू मुझे हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रहेंगे, जिसका पूरा 
जीवन शान्ति और अपने देश की समृद्धि के लिए समपित था श्रौर जो सोवियत 
संघ के साथ हर क्षेत्र में निकट मंत्री तथा आपसी सहयोग के वाहक थे । 


१. सोवियत लैंड, १६९६४, संख्या १२ । 


नेहरू और सोवियत-मारत आशिक सहयोग / ४७ 


स्रतगढ़ में नेहरू के साथ भट 
2 की 22 की 3 


गलेक्जेंडर सेलिवानोव 


सोवियत कृषिबिद, १६५६ में राजस्थान के 
रेगिस्तान की भूमि को खेती योग्य बनाने का 
प्रभियान शुरू करने के लिए भेजे गये दल के 
सदस्य, इन्होने सुरतगढ़ में तीन वर्ष काम किया 
झौर वहाँ के रेगिस्तान को उपजाऊ बनाने में 
मदद दी 


अप्रैल १६९५६ में प्रधानमन्त्री नेहरू के सूरतगढ़ फार्म को देखने के लिए 
आने की खबर आसपास के गाँवों में जंगल की श्राग की तरह फैल गयी । गंगा- 
नगर जिले के हर कोने से स्थानीय किसान अपने परिवारों सहित सूरतगढ 
पहुँचने लगे । 

जिस कार में नेहरू, इंदिरा गाधी, राजस्थान के मुख्य मन्त्री, भारत के कृषि 
मन्त्री और फार्म के मैनेजर को जाना था, उसे ड्राइव करने का काम मुझे सौपा 
गया था । नेहरू ने मुझसे हाथ मिलाया और कहा कि आपसे दोबारा मिलकर 
बहुत खुशी हुई । उन्हें याद था कि एक वर्ष पहले दिल्‍ली के एक समारोह में 
उनसे मेरा परिचय कराया गया था । 

निरीक्षण का काये फार्म के उस क्षेत्र से शुरू हुआ, जो कि रेलवे स्टेशन 
के पास था। नेहरू फार्म की सभी गतिविधियों में दिलचस्पी ले रहे थे--- 
परती भूमि को चालू करने की योजना की प्रगति ? फार्म पर किस तरह की 
मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं ? काम करने के लिए कितने मजदूरों की 
जरूरत पड़ती है ? भारतीय कर्मचारी नयी मशीनों को कैसे चला रहे है? 
कार गेहूँ के एक खेत के पास पहुँची तो वहाँ फसल की कठाई का काम चल 
रहा था । नेहरू कार से उतर पड़े और एक कंबाइन हार्वेस्टर मशीन पर चढ़ 
गये । वह बिन में गिरते हुए श्रगाज को बहुत गौर से देख रहे थे । 

नेहरू ने कटाई की प्रक्रिया को बहुत दिलचरपी के साथ देखा और ट्रैक्टर 
ड्राइवरों, कंबाइन आपरेटरों, मिस्त्रियों और खेतों मे काम करने वाले कामगरों 
के साथ विस्तारपूर्वक बातचीत की । वह बहुत अश्रनौपचारिक थे श्ौर मजाक 
करके हमें मंत्रीपूर्ण खुशनुमा माहौल में पहुँचा देते थे । यह माहौल उनके चारों 
तरफ हमेशा बना रहता था। 


४८ / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


शाम को हम देर से सूरतगढ़ लौटे । शहर का वह मैदान खचाखच भरी 
था। नेहरू मंच पर चढ़ गये और उन्होंने धीरे-धीरे बोलना शुरू किया। फार्म 
के निरीक्षण के अनुभवों का समाधान करते हुए उन्होने कहा कि अगर भारत 
के पास इस तरह के और फार्म होते तो उसकी खाद्य-समस्या समाप्त हो 
जाती। 

उन्होंने बहुत उत्साहयूवेक्र फार्म की मशीनों पर काम करने वाले कर्म- 
चारियों की सराहना की और कहा कि उन लोगों ने एक रेगिस्तान को खेती के 
योग्य बढ़िया जमीन में बदल दिया है। फिर उन्होंने सोवियत संघ के बारे में 
कहा कि वह हमारे श्राथिक विकास में बहुत मदद कर रहा है श्ौर उसके 
विशेषज्ञ अपने भारतीय सहयोगियों के कन्घे से कन्धा मिलाकर काम कर रहे हैं । 
ग्रन्त में उन्होंने एक नये भारत का निर्माण करने के लिए भारतीय किसानों को 
उनके फर्जे की याद दिलायी । 

उस शाम खाने के समय नेहरू ने सोवियत विशेषज्ञों से रहने और काम 
करने के हालात के बारे में बातचीत की और पूछा कि स्थानीय गर्म जलवायु 
में वे कोई असुविधा तो महसूस नहीं करते । उनकी उदार हृदयता और दूसरों 
की सुविधाओं का इस हद तक खयाल रखने की वृत्ति से हम बहुत प्रभावित 
हुए । मैं नेहरू को हमेशा सुलझे विचारों वाले, उदार हृदय और चरित्र की 
शक्ति से सम्पन्त व्यक्ति के रूप में याद रखूँगा। 

गत कुछ वर्षो में खेती में भारत-सोवियत सहयोग तेजी से विकसित हुआ है 
ओर खेती के बहुत से उत्पादनों पर उसका सुप्रभाव पड़ा है । बंजर भूमि को 
खेती योग्य बताने की पाँच परियोजनाओं---हिसार, रायबुरू, भारसूगुड, 
जालन्धर तथा कनानोर--के लिए सोवियत संघ ने भेंट स्वरूप खेती की मशीनें, 
उनके संयन्त्र और स्पेयर पाट्स दिये हैं । 

इंडियन स्टेट फार्मस कारपोरेशन के अध्यक्ष एम. आर. कृष्णा ने एक इंटरव्यू 
में कहा कि सूरतगढ़ का मुख्य फार्म श्लौर साथ ही दूसरे सरकारी फार्म एक बड़ी 
मात्रा में विभिन्‍न फसलों के उच्च कोटि के बीज तैयार कर रहे हैं और इस 
बात के श्रच्छे उदाहरण हैं कि फार्म मशीनरी का इस्तेमाल करने से कितना 
फायदा उठाया जा सकता है। असल में ये फार्म ऐसे प्रयोगात्मक केन्द्र हैं, जहाँ 
भरपूर फसल उगाने की नयी से नयी तकनीक का अ्रध्ययन किया जायेगा । 

सोवियत संघ भारत के पद्ु विशेषज्ञों तथा कृषिविदों को सूरजमुखी तथा 
चुकन्दर जैसी नयी फसलों को सफलतापूर्वक उगाने मे और अच्छी किस्म की 
ऊन वाली भेड़ों तथा बकरियों की नस्ल सुधारने में भी सहायता दे रहा है । 


नेहरू और सोवियत-भारत श्राथिक सहयोग / ४६ 


बदले में भारत के पौधों की नस्‍लों के विशेषज्ञ तथा उनका चुनाव करने 
वाले अपने लम्बे अनुभवों के आधार पर सोवियत संघ के लिए उष्णकटिबन्धीय 
जलवायु में पैदा होने वाले खाद्याननों की नयी किसमें तेयार कर रहे हैं । 


नेहरू का सपना सच्चा साबित हुश्रा 


गलेवसी वार्लामोव 
रॉची के भारी मशीन निर्माण कारखाने के 
मुख्य विशेषज्ञ (१६५६-१६६३) 


जून १९५५ में अपनी पहली शासकीय विदेश यात्रा के दोरान नेहरू ने 
स्वेदलोवस्क स्थित उरालामाश भारी मशीन निर्माण कारखाने का दौरा किया। 
बाद में उन्होंने कह। कि उरालामाश बड़े कारखानों में भी बढ़ा है और भारत 
को इस तरह के कारखाने की सख्त जरूरत है । 

भारत गणतन्त्र के प्रधानमन्त्री इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे 
कि मशीन निर्माण उद्योग की रीढ है भर मशीनी संयन्त्रों तथा औजारों के 
बिना उद्योगों, आधुनिक खेती, परिवहन श्रौर कुल मिलाकर एक नये भारत का 
निर्माण कर पाना असम्भव है । इसीलिए नेहरू ने उराल।माश जैसा एक कार- 
खाना भारत में लगाने की इच्छा प्रकट की । 

उसके बाद सोवियत सहयोग से उस तरह का एक कारखाना राँची में लग 
चुका है। जब कारखाता निर्माणाधीन था तो नेहरू उसकी प्रगति में गहरी 
दिलचस्पी लेते रहे और कई बार निर्माण-स्थल पर गये | नवम्बर १६६३ में 
कारखाने के प्रारम्भिक विभागों का कार्य आरम्भ होने के भ्रवसर पर अन्तिम बार 
राँची गये थे। उस समय कारखाने के दूसरे विभागों में मशीनों के संयोजन का 
काम प्री रफ्तार से चल रहा था । 

' कारखाने के कर्मचारियों की एक विशाल सभा को सम्बोधित करते हुए 
उन्होंने कहा कि भारत के श्रौद्योगिक विकास में राँची कारखाने का जो महत्त्व 
है उसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता । उन्होंने मजदूरों और इंजीनियरों 
को आह्वान किया कि वे देश के ओद्योगिक विकास को तेजी से आगे बढ़ाने 
के प्रयत्नों, में कोई भी कसर बाकी न रखें । इस श्ौद्योगिक विकास में राँची 


५० / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


कारखाने का भी बहुत बड़ा हाथ. होगा । उनके प्रेरक शब्दों से हम लोगों का 
उत्साह कई गुत। बढ़ गया और हम सब--यानि सोवियत और भारतीय 
इंजीनियरों, तकरीशियतों और मजदूरों ने कारखानों को जल्दी से जल्दी और 
अच्छे से अ्रच्छा बनाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया । 

आज राँची का कारखाना पूरे भारत में भ्रपनी तरह का सबसे बड़ा कार- 
खाना है। जैसे-जैसे यह अ्रपती नियोजित क्षमता को पूरी करता जाता है, 
बसे ही इसके द्वारा होने वाला लाभ भी बढ़ता जाता है। 

राँची कारखाने के जनरल मैनेजर श्री डी. आर. शास्त्री ने समाचार-पत्र 
सोत्सियालिस्तीवेस्काया इंडस्ट्रिया' में १८ नकम्बर१६७३ मे अ्रपने लेख 'टेस्टिड 
बाइ टाइम" में लिखा है, “हमें यह जानकर बहुत खुशी है कि सोवियत संघ के 
९३ संस्थान, जिनमें डिजाइन इंस्टीट्यूट भी हैं, इस कारखाने के निर्माण में हमें 
अमूल्य सहयोग दे रहे है। ब्ल्यू प्रिट तैयार करने से शुरू करके उनका हर 
प्रकार का तकनीकी सहयोग हमें सुलभ रहा है और इसी कारण कारखाना 
७४० प्रकार के औद्योगिक उपयोगिता के उत्पादन करने में सफल हो सका 
है । इस डाकुमेंटेशन के आधार पर भारतीय डिजाइनर अपने ग्राहकों की 
आवश्यकता, काम करने की स्थानीय परिस्थिति श्रौर कच्चे माल की सुलभता को 
ध्यान में रखते हुए नित नये उत्पादनों के डिजाइन तैयार कर रहे है । सोवियत 
संघ विभिन क्षेत्रों में भारतीय युवकों को प्रशिक्षित करके भारत की बहुत बड़ी 
सहायता कर रहा है। विशेष रूप से राँची के भारी मशीन निर्माण कारखाने 
में काम करने वाला सोवियत विशेषज्ञों का दल अ्रपने तकनीकी ज्ञान और पअनु- 
भवों में मारतीय इंजीनियरों तथा का मगरों को उत्साहपूर्वक भागीदार बना 
रहा है। पूरे कारखाने मे आपसी समझ -बूक और सच्ची मित्रता पर आधारित 
प्रेरक वातावरण बना हुझ्ना है। इस वात वरण का प्रभाव निश्चय ही का रखाने 
के उत्पादन पर भी पड़ता है ।” 

ग्राज इस कारखाने के उत्पादन भिलाई, बोकारो, अंकलेदवर, हरद्वार 
बम्बई और कलकत्ता भेजे जा रहे है। भारी औद्योगिक संयन्त्रों के मामले मे 


कै 


भारत को आत्मनिर्भर देखने का नेहरू का स्वप्न श्राज सच्चा साबित हो 
रहा है। 


एक कभी न भुलने वाली याद 


प्राध्यापक एलेग्जेडर लिबोबव 
सोवियत भारत सांस्कृतिक सम्बन्ध समिति की 
लेनिनग्राद शाखा के बोर्ड के सदस्य | १६४८- 
६१ में इन्होंने भारतीय रेडक्रास के अ्रनुरोध पर 
दिल्‍ली मे रह एक सोवियत छूत रोग विशेषज्ञ 
दल का नेतृत्व किया । नीचे उनका ववक्‍षतब्य 
प्रस्तुत है 


हम नयी दिल्‍ली के मेडिकल कालेज के बालविभाग के साथ संयुक्त थे । 
वहाँ रहते मैंने बच्चो की छूत की बीमारियों पर एक भाषण-माला प्रस्तुत की 
और साथ ही इस विषय पर एक पुस्तक भी लिखी । सोवियत रेडक्रास ने इस 
पुस्तक को प्रकाशित कराने मे मेरी सहायता की । पुस्तक में मैंने छूत की 
बीमारियों को रोकने और निरोधात्मक कारंवाइयों के बारे में सोवियत अनु- 
भवों तथा भारतीय चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा संग्रहीत तथ्यों का सारांश प्रस्तुत 
किया था। मैं इस पुस्तक के बारे में आपको इतने विस्तार से बता रहा हूँ तो 
इसके पीछे एक कारण हैं।और कारण यह कि इस पुस्तक की बदौलत ही मुझे 
नेहरू से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । भारत में चिकित्सक शताब्दियों से 
दो प्राचीन--आ्रायुवेंदिक तथा यूनानी--पद्धतियों से चिकित्सा करते रहे हैं। 
१९५७ में नेहुरू ने डॉक्टर जी. बोरकर की पुस्तक 'हैल्थ इन इंडिपेंडेंट इंडिया 
की भूमिका में इस आवश्यकता पर बल दिया कि इन पुरानी चिकित्सा-पद्धतियों 
का नये वैज्ञानिक तरीकों से पुनर्परीक्षण किया जाना चाहिए। 

नेहरू शासकीय कार्यभार के बावजूद स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने वाले किसी 
भी महत्त्वपूर्ण कार्य में दिलचस्पी लेते थे। वह श्रच्छी तरह समभते थे कि 
स्वास्थ्य के मामले में वास्तविक समस्या क्‍या है । उन्होंने लिखा है, “राष्ट्र के 
स्वास्थ्य सुधार या कि स्वास्थ्य के स्तर को ऊँचा उठाने का मतलब केवल रोगों 
की चिकित्सा करना ही नहीं, बल्कि उन्हें रोकने के निषेधात्मक उपाय करना 
भी है ।' 

भारत में ञ्र।ने के कुछ ही दिनों बाद हमने अपने भारतीय सहयोगियों के 
साथ मिलकर <द प्रॉबलम्स श्रॉफ पेडियट्रिक्स' लिखी और उसे प्रकाशित भी 
करायी । इस पुस्तक की एक प्रति हमने नेहरू के निवास-स्थान पर भी 


५२ / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


भिजवायी । कुछ दिन बाद मुभे एक पत्र मिला, जिसे कि मैने पिछले वर्षों में 
बहुत सँभालकर रखा है। पत्र इस प्रकार है: 

प्रिय प्रोफेसर लिबोब, 

मैं ग्रापका आभारी हूँ कि आपने बच्चों की देखभाल के बारे में भारतीय तथा 
सोवियत डॉक्टरों के सहयोग से प्रस्तुत की गयी पुस्तिका मुझे भिजवाने का 
अनुग्रह किया । मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिका उन सबके लिए उपयोगी सिद्ध 
होगी जो कि इस महत्त्वपूर्ण विषय मे दिलचस्पी रखते हैं । 


आ्रापका 
जवाहरलाल नेहरू 


मेरी उस पाद्यपुस्तक के प्रकाशन के कुछ दिनों बाद राजकुमारी अ्रमृतकौर 
ने मु्के एक शाम दावत पर बुलाया और उस मुलाकात के दौरान जवाहरलाल 
नेहरू का एक पत्र दिखाया जिसमें कि उन्होंने लिखा था, “कल १३ अप्रैल को 
प्रश्नोत्तर काल के परचात्‌ अर्थात्‌ लगभग १२.१५ बजे संसद भवन के मेरे कमरे 
में प्रोफेसर लिबोव से मिलकर मुझे प्रसन्‍नता होगी ।” 

निश्चित समय पर नेहरू संसद भवन के अपने कमरे मे दाखिल हुए। उस 
समय वहाँ हम तीन थे--नेहरू, राजकुमारी अश्रमृत कौर और मै । नेहरू ने कहा 
कि यह बहुत अच्छी बात है कि आपने छूत की बीमारियों के बारे मे एक 
पाठ्यपुस्तक लिखी है। ये बीमारियाँ भारत की नम्बर एक दुश्मन है और नम्बर 
दो दुश्मन है गन्दा पाती और उसकी निक्रासी के लिए नालियों की कमी । असल 
में मारत को तो पहली सीढ़ी से ही शुरुआत करनी है। सोवियत संघ के 
अनुभव हमारे लिए बहुत महत्त्ववृूणे सिद्ध हो सकते हैं। एक समय था जबकि 
सोवियत लोगों के सामने भी बीमारियों पर काबू पाने और पानी की निकासी 
का समुचित प्रबन्ध करने की समस्या थी। आप लोगों ने समस्या पर सफलता- 
पूर्वक काबू पा लिया है और मुझे श्राशा है कि हम भी पा लेंगे । 

इसके बाद नेहरू ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारियों की रोकथाम के लिए 
अपनाये जाने वाले नवीनतम उपायों और सोवियत संघ में स्वास्थ्य सेवा के 
संगठनों के बारे में प्रश्व किये। मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुझे 
उनका बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहिए, प्रश्नों के अधिक से अधिक 
जानकारी देने वाले उत्तर दिये | बहरहाल, नेहरू एक के बाद एक प्रइन करते 
चले गये। मैने अनुभव किया कि वे मेरे उत्त रों को भारतीय परिस्थितियों पर 
लागू करने के बारे में सोच रहे हैं । नेहरू के प्रश्नों से मेरे मन में ज़रा भी सन्देह 


नेहरू और सोवियत-भारत झ्ाथिक सहयोग / ५३ 


नहीं रहा कि वे ऐसे महान्‌ राजनीतिज्न थे, जिसे अपने देश के लोगों की 
ग्रावश्यकताओों और समस्याओं का स॒क्ष्म ज्ञान था। साथ ही जिसमें स्वास्थ्य 
सेवाओं की प्रमुख समस्याञ्रों को समभने की अ्रसाधारण क्षमता थी । 

इस मुलाकात का मेरे ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा । 


५४ / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


सोवियत प्राच्यविदों की दुष्टि में नेहरू 


महान्‌ देश का महान्‌ सपृत 


अ्रकादमीशियन बौबोदूजन गफूटोव 
सोवियत संघ की विज्ञान भ्रकादमी के प्राच्य 
विद्या संस्थान के निदेशक 


आ्राज की दुनिया में वे सब लोग जो कि विश्व-शान्ति तथा सामाजिक 
प्रगति में विश्वास रखते हैं, नेहरू के महान्‌ मानवतावादी विचारों से अवद्य ही 
प्रभावित होते है। सोवियत संघ में लोग जवाहरलाल नेहरू को अ्रच्छी तरह 
जानते हैं और वहाँ उनका बड़ा सम्मान है। उनकी देशभक्ति, दृढ़ निरचय 
तथा अद्भुत कार्ये-क्षमता से बहुत प्रभावित थी। उनके ये गुण विद्व-शान्ति 
तथा जन-सामान्य के हितों के लिए किये गये उनके संघर्ष से स्पष्ट हैं । 

मुझे नेहरू से बहुत बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । वह एक असा- 
धारण राजनीतिज्ञ, विद्वान इतिहासकार तथा योग्य राजनंतिक पत्रकार थे । 

मैं उनकी सादगी और विनम्रता से बहुत प्रभावित हुआ । अपने शासकीय 
कार्यों की व्यस्तता के बावजूद नेहरू हर वर्ग के और हर देश के लोगों से 
मिलने के लिए समय निकाल लेते थे । 

उल्लेखनीय है कि हमारे संस्थान के जो भी सदस्य भारत गये, प्राय: उन 
सभी को नेहरू से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 

मुझे नेहरू से बहुत से उच्च स्तरीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी मिलने 


सोवियत प्राच्यविदों की दृष्टि में तेहरू / ५५ 


का सुप्रवसर मित्ना । ऐसे अवसरों पर मैने सदा महसूस किया कि नेहरू चाहते 
है कि सम्मेलन में उन्हें एक साधारण भागीदार के रूप में ही लिया जाये । वह 
इस बारे में बहुत सतक रहते थे कि सम्मेलन में भाग लेने वाले हर व्यक्ति के 
सम्मान और सत्कार का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाये। नेहरू मधुर झ्रावाज में 
बोलते थे लेकिन उनके तक प्रबल होते थे । उनके भाषण सदा विषय केन्द्रित 
तथा तथ्यपूर्ण होते थे । 

नेहरू एक महान देश के महान्‌ सपृत थे । 


सापम्राज्यवाद के प्रबल विरोधी 


अकादमीशियन येवजेनी भुकोव 
नवम्बर १६६४ में दिल्‍ली में आयोजित विश्व- 
शान्ति तथा अच्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सोवियत 
प्रतिनिधि मडल के नेता | सम्मेलन का एक सत्र 
नेहरू पर ही था। येवजेनी झुकोव नेहरू से बहुत 
बार मिले थे। सम्मेलन में दिये गये उनके 
भाषण का सक्षिप्त रूप यहाँ प्रस्तुत है 


आज जवाहरलाल नेहरू के जन्म-दिवस के अवसर पर हम अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीतिक क्षेत्र में किये गये उनके महत्त्वपूर्ण कामों तथा विभिन्‍न देशों के बीच 
शान्ति स्थापित करने और उतकी मेँत्री दृढ़ करने के लिए किये गये अ्रथक 
प्रयत्नों को ससम्मान याद करते हैं। भारतीय तथा सोवियत-मैत्री को घनिष्ठ 
बनाने में नेहरू का महत्त्वपूर्ण योगदान है। सोवियत लोग जो कि भारत तथा 
अन्य देशों के साथ मेत्री सम्बन्ध विकसित करने में दिलचस्पी रखते है, इस क्षेत्र 
में नेहरू द्वारा किये गये कामो की बहुत कद्र करते हैं। 

गुटनिरपेक्षता की नीति जिसे कि सकारात्मक तटस्थता की नीति भी 
कहा जाता है, श्रसन्दिग्ध रूप से नेहरू के नाम के साथ जुड़ी है | वह इस नीति 
के निर्माता तथा श्रग्रदृत थे। कुछ देशों के चन्द लोगों ने बिना किसी तक के इस 
नीति को निष्क्रिय नीति कहकर झाक्रमण किये । उन्होंने इसे आत्र मकः शक्तियों 
के विरुद्ध चलने वाले संघर्ष के प्रति विश्वासघात बताया और परम्परागत 


४६ / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


अर्थ में मध्यमार्गी कहकर इसे खारिज करने की कोशिश को । 

असल में नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति, जिसका कि तटस्थ देशों में 
से अधिकांश अनुसरण कर रहे हैं, निष्कियता से कोई ताललुक नहीं रखती । 
सच तो यह आक्रामक शक्तियों के प्रतिरोध का एक रूप है और औपनिवेशिक 
सैनिक गुटों, विदेशी फौजी अड्डों तथा श्राणविक शास्त्रों के विस्तार को समाप्त 
करने का एक साधन है। यह नीति विकासमान देशों की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
को खतरे में डालने वाली प्रतिक्रियावादी तथा आक्रामक शक्तियों के प्रतिरोध 
का एक प्रभावपूर्ण साधन है । उपनिवेशवादी शक्तियाँ भ्रन्य देशों को अपने आकरा- 
मक गुटों के दायरे में लेने के लिए उन्हें तथाकथित सैनिक सहायता देने का दंभ 
करदठी हैं । वैप्ते उनका एकमात्र लक्ष्य अपना झ्राधिपत्य जमाना और जिन देशों ने 
कुछ ही समय पहले उपनिवेशवादी सत्ता के जुए को उतारकर फेंका है, उन पर 
फिर वही सत्ता थोप देना है । 


उपनिवेशवाद की कुटिल आकांक्षाओ्रों के विरोध, किसी भी प्रकार के बलात 
श्रधिग्रहण के मौके पर राष्ट्रीय स्वाधीनता की रक्षा, उपनिवेशवाद की भरत्सेना 
तथा हर संभव रूप में उसके विरुद्ध संघर्ष के पीछे सकारात्मक तटस्थता की 
नीति ही होती है । इस नीति को व्यापक समर्थन मिला और पूरी दुनिया के 
प्रगतिशील लोगों की प्रशंसा मिली है । 


मैं गुटनिरपेक्षता की उपनिवेशवाद-विरोधी प्रकृति पर खास तौर से जोर 
" देना चाहता हूँ । जिस भी व्यक्ति ने नेहरू के जीवन का अध्ययन किया है ओर 
बहुत नाजुक मौकों पर उनके क्रिपा-कलापों को समझने की कोशिश की है वे 
निःसंदेह इत नतीजे पर पहुँचेंगे कि नेहरू उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध निरंतर लड़ने वाले योद्धा थे। इन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष उप- 
निवेशवादी जेलों में बिताये थे, इसलिए उनका उपनिवेशवाद-विरोधी होना 
स्वाभाविक ही था । 


१६५४ में मैं बांडुंग सम्मेलन में एक पत्रकार के रूप में सम्मिलित हुआ । 
वहाँ मुझे अफेशियाई देशों के इस पहले सम्मेलन में नेहरू की असाधारण 
सक्रियता स्वयं अपनी आँखों से देखने का अवसर मिला । बांड्ग सम्मेलन के 
बाद दुनिया में बड़े-बड़े परिवर्तत हो गये है और उपनिवेशवाद पर घातक 
प्रहार हुए है। लेकिन उपनिवेशवाद अभी भी काफी मजबूत है और उस पर 
बराबर निगरात्ती रखने की सख्त जरूरत है। जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता 
की जिप्त नीति को दुनिया के सामने रखा और जिस पर उन्होंने स्वयं भी निष्ठा 


सोवियत प्राच्यविदों की दृष्टि में नेहरू / ५७ 


के साथ आचरण किया, उसकी सूक-बूक और आचित्य को समय ने सिद्ध कर 
दिखाया है । 


नेहरू के साथ मेरी कुछ भेंट 


प्रोफेसर येवजेनी चेलिशेव 
सोवियत-भारत सास्क्ृतिक समिति के उपाध्यक्ष, 
जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार के बिजेता 


मैं जब भी दिल्‍ली स्थित उस' भवन में जाता हूँ, जो कि नेहरू का निवास- 
स्थान था और भ्रब जिसमें नेहरू स्मारक संग्रहालय है तो मैं भावातिरेक से गद्‌- 
गद हो उठता हूँ । यह वह भवन है जहाँ कि मै नेहरू से मिला था और उनसे' 
बातें की थीं। वे मुलाकातें अपने पूरे विस्तार में मुभे ग्राज भी याद हैं, और 
याद है वह पूरा परिवेश जिसमे कि ये मुलाकातें हुई थी । मेरे ऊपर सबसे गहरा 
प्रभाव इस अद्भुत आदमी के आकर्षक व्यक्तित्व का पड़ा । 

मै प्रायः नेहरू के दायित्व बोध तथा भावनाओ्रों की उष्मता से और उनकी 
सादगी तथा महानता से चमत्कृत रह जाता था। इन गुणों के साथ-साथ नेहरू 
में अटूट कार्यक्षमता और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपराजेय साहस 
भी था। 

मेरी भारत-यात्राश्रों की एल्बम में कुछ ऐसे फोटो हैं, जो कि मुझे विशेष 
रूप से प्रिय हैं। ये फोटो जवाह रलाल नेहरू के हैं, और जब कभी. मैं इन्हें 
देखता हूँ तो स्मृति मुझे भूतकाल की स्मरणीय घटनाओं में पहुँचा देती 
है ००४ 

दिल्‍ली, १६५५ । नेहरू सोवियत प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों का स्वागत 
कर रहे हैं। यह प्रतिनिधि मण्डल अन्तर्राष्ट्रीय तनाव से मुक्ति पाने के लिए 
एशियाई देशों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आया था । यह वह समय 
था, जबकि विश्व शान्ति और एशिया तथा श्रफ्रीका के देशों की एकता का 
ग्रानदोलन नया था और धीरे-धीरे बढ़ रहा था । 

इस झान्दोलन में नेहरू के योगदान का सूल्यांकन करना सरल नहीं है। यह 
तो सभी जानते हैं कि वह उपनिवेशवादी व्यवस्था के कट्टर विरोधी श्रौर तमाम 


५८ / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


उलमे हुए अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को आपसी बातचीत के द्वारा हल करने के पक्ष- 
पाती थे । 

एक अन्य फोटो में नेहरू दिल्‍ली स्टेडियम में बच्चों के एक दल से घिरे 
खड़े हैं। यह फोटो १९५६ के शरद में उनके जन्म दिवस समारोह के अवसर 
पर ली गयी थी । इसमें फूलों का एक विशाल समुद्र, टुकड़ियों में नाचते हुए 
लोग और मुस्कराते हुए खुशनुमा चेहरे दिखाये गये है। सा्वेभौम प्रसन्नता 
का यह वातावरण नेहरू के प्रति लोगों के हादिक प्रेम को प्रकट करता है। 

दिल्‍ली में जवाहरलाल नेहरू के निवास-स्थान पर हुई भेंटों की मधुर याद 

अभी भी मेरे दिमाग में ताज़ा है। १६५९ के शरद में नेहरू मद्रास में आयो- 
जित तीसरी आल इण्डिया राइटस कानफ्रेंस में भाग लेकर लौटते हुए हमारे प्रति- 
निधि मण्डल से मिले | लेखक बोरिस पोलेवाय, बेदी करबाबायेव और मैं उनके 
अध्ययन-कक्ष में पहुँचे तो उत्तेजित हुए बिना न रह सके। हम तीनो ही 
अवसर के अनुकूल बधाई के उचित शब्द खोजने में लगे थे। नेहरू तेज कदमों 
से कमरे मे दाखिल हुए, हल्के से मुस्कराये और उन्होंने हमे आराम से बेठ 
जाने के लिए कहा | उनके मुृदु व्यवहार से' हमारी उत्तेजना समाप्त हो गयी 
और मित्रतापूर्ण, अनौपचारिक बातचीत शुरू हुई । 

बोरिस पोलेवाय तथा बेदी करबाबायेव को सम्बोधित करते हुए नेहरू ने 
कहा कि वह रूसी साहित्य के बहुत शौकीन रहे है और एक समय उन्होंने ताल्स- 
ताय, चेखव, गोरी और दूसरे रूसी लेखकों के साहित्य में से काफी कुछ पढ़ा है। 
नेहरू ने आगे कहा कि हालाँकि अब उन्हें ; 4-'.-» पढ़ने के लिए अधिक 
समय नही मिल पाता, फिर भी वह उनकी पुस्तकों के लिए समय निकालने की 
पूरी चेष्टा करेगे। 

पोलेवाय ने अपने उपन्यास एक वास्तविक श्रादमी की कहानी और 
करबाबायेव ने अपने उपन्यास निर्णायक कदम के अंग्रेजी अ्रनुवाद नेहरू को 
भेंट किये। ; 

वे सब जो किनेहरू को जानते थे, उनकी विद्वत्ता और विज्ञान तथा संस्कृति 
के क्षेत्रों में उनके बहुमुखी ज्ञान से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे । 
स्वयं नेहरू की रचनाओं से ही हमें पता चलता है कि भारत के लोगों ने विश्व 
संस्कृति को क्‍या कुछ दिया है। नेहरू की रचनाएँ उनके सममामयिक दृष्टिकोण 
झौर भारत तथा विश्व के श्रन्य देशों के आर्थिक, सामाजिक, राजनंतिक तथा 
सांस्कृतिक विकास की समस्याश्रों के प्रति उत्तके स्पष्ट तथा दुढ़ विचारों के 
लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी पुस्तक भारत की खोज सोवियत संघ में काफी लोक- 


सोवियत प्राच्यविदों की दृष्टि में नेहरू / ५६ 


प्रियहै। 
मैंने नेहरू को भ्रन्तिम बार ७ नवम्बर १६६३ को दिल्‍ली में देखा था । उस 


समय वे गवनंमेण्ट हाउस के अपने अ्रध्ययन-कक्ष मे मिले थे। शासकीय कार्य-भार 
के दबाव, अस्वास्थ्य और थकान के बावजूद नेहरू ने अमृतसर में हुए अखिल 
भारतीय शान्ति सम्मेलन के रूसी प्रतिनिधियों से मिलने का समय निकाला । 
मैं नेहरू को हमेशा उसी रूप में याद रखेगा, जिसमें कि मैंने उन्हें अ्रन्तिम 
बार देखा था। आज भी मैं उनकी वह मधुर आवाज सुन सकता हूँ, उनके 


मित्रतापूर्ण हाथ मिलाने के स्पर्श को अनुभव कर सकता हूँ श्लौर उनकी खुली- 
खिली मुस्कान को देख सकता हूँ । 


नेहरू के महान्‌ कार्य ही उनका स्मारक हैं 


व्लादिमिर बाला बुशेविच 

इतिहास के निदेशक । अनेक वर्षों तक सोवियत 
सघ की विज्ञान अश्रकादमी के प्राच्य विद्या अध्ययन 
संस्थान के भारतीय विभाग के श्रध्यक्ष । 


सोवियत-भारत सांस्कृतिक सम्बन्ध समित्ति के 
भूतपूर्व उपाध्यक्ष । 


मैं नेहरू से सबसे पहले १६२७ में महान्‌ समाजवादी अक्तूबर क्रान्ति की 
दसवीं वर्षगाँठ के भ्रवसर पर मास्को हाउस आफ यूनियन्स के कालम हाल में 
मिला था । हाल पूरा भरा हुआ था। श्रोताओ्रों में विभिन्‍न देशों से आये ए 
बहुत से अ्रतिथि थे । सभा की कार्यवाही को चलते हुए कुछ देर हो चली थी 
कि भ्रचानक हाल तालियों की गड़गड़ाहटठ से गूंज उठा। श्रोतरा ब्रिटिश साम्राज्य 
के विरुद्ध संघर्ष रत भारत की महान्‌ जनता के प्रतिनिधियों का स्वागत कर रहे 
थे। आगन्तुकों में शान्त स्वभाव के और सफेद बालों वाले मोततीलान नेहरू, 
उनके युवा तथा उत्साही पुत्र जवाहरलाल नेहरू और साथ में उनकी पत्नी 
कमला और छोटी बहन । भारतीय मेहमानों का बहुत उत्साहपूर्ण स्वागत किया 
गया और उन्हें उनके योग्य सम्मानपूर्ण स्थान में रखा गया' । इस बात पर अ्रधिक 
जोर देने की झ्रावश्यकता नहीं है कि अक्तूबर भी द्म' <व:दी ४“ । की दसवीं 
वर्षगाँठ के अवसर पर नेहरू की यह सोवियत यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसके 


६० / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


लिए युवा नेहरू काफी दिन से उत्सुक थे, श्रसाधारण महत्त्व रखती है । 

उस सभा में हालाँकि मैं मंच से कुछ दूर बैठा था, फिर मैं जो कुछ देख 
सका, उससे अत्यधिक प्रभावित हुआ । उस समय मैं एक युवा भारतीय विद्या- 
विद था और अब उन व्यक्तियों को साक्षात्‌ अपने सामने देख रहा था, जिन्हें 
कि मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा था और जो कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारत 
के संघर्ष के प्रतीक थे । 

उसके काफी वर्ष बाद जनवरी, १६९६४ में दिल्ली में हुई प्राच्यविदों की २६वीं 
कांग्रेस के उद्घाटन के अवसर पर नेहरू से मेरी फिर भेंट हुईै। मुझे इस भेंट 
की भी बहुत-सी बातें याद हैं। जवाहरलाल नेहरू मंच पर श्राये तो श्रोताश्रों 
ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। सदा की तरह नेहरू का भाषण तकंसम्मत 
एवं प्रभावपूर्ण था। उन्होंने उस अश्रवसर पर कहा कि भूतकाल का ग्रध्ययत केवल 
जानकारी प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि उस जानकारी की रोशनी में 
ग्राज की समस्याओं के समाधान ढूँढ़ने के लिए किया जाना चाहिए। भाषण के 
बाद नेहरू मंच से उतरे तो उन्होंने कुछ प्रतिनिधियों से हाथ मिलाये। उन 
प्रतिनिधियों में से एक मैं भी था | उस समय मुझे ज्ञात नहीं था कि नेहरू से 
यह मेरी अन्तिम भेंट होगी । आज भी मेरे लिए यह विश्वास करना कठिन है 
कि नेहरू नहीं रहे; क्योकि उन्होंने जो महान्‌ कार्य किये, वे आज भी जीवित 
है । वे महान्‌ कार्य ही नेहुरू का सबसे अच्छा स्मारक हैं। 


महान्‌ विद्वानु-जवाहरलाल नेहरू 


सेबोखात अ्रजीमद्जनोवा 

इतिहास के डॉक्टर, सोवियत-भारत सरस्कृतिक 
सम्बन्ध समिति की उज़बेक शाखा के उपाध्यक्ष, 
उज्बेक विज्ञान पभ्रकादमी के प्राच्य अध्ययन 
संस्थान के निदेशक 


हम---सोवियत उज़बेकिस्तान के वैज्ञानिक और ग्रध्येता नेहरू को केवल 
एक महान्‌ राजनीतिज्ञ के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे विद्वान्‌ के रूप में 
भी देखते है जिसने कि प्राच्य विद्या के समसामयिक ग्रध्ययन में महत्त्वपूर्ण योग- 
दान किया। उनकी असाधारण महत्त्व की रचनाएँ, जैसे कि भारत की कहानी 


सोवियत प्राच्यविदों की दृष्टि में नेहरू / ६१ 


और 'ग्रात्मकथा' जिनमें कि भारत के इतिहास, संस्कृति तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
संग्राम की बहुत ही भ्रच्छी विवेचना प्रस्तुत की गयी है, सोवियत पाठकों में 
बहुत लोकप्रिय हैं । नेहरू वैज्ञानिक दूरद्शिता से युक्त एक असाधारण इतिहास- 
कार थे । 

मैं, एक साधारण उजबेक महिला और भारतीय अध्ययन के क्षेत्र की 
एक शोध कार्येकर्त्नी, तीन बार नेहरू से मिलने का सौभाग्य कर प्राप्त कर 
सकी । 

दिसम्बर १६६० के अंत में मैं भारत-सोवियत मैत्री संघ के तत्वावधान में 
रबीब्धनाथ ठाकुर के ऊपर होने वाले एक अधिवेशन में सोवियत-भारत 
सांस्कृतिक सम्बन्ध समिति की प्रतिनिधि के रूप में भारत गयी। अधिवेशन 
बम्बई में हुआ था । अ्रधिवेशन के एक सत्र में नेहरू ने महान्‌ भारतीय कवि के 
जीवन और कृतित्व के ऊपर एक गअ्रभिभाषण पढ़ा । यह हमारे लिए आइचये 
की बात थी । हम एक लम्बे अरसे से नेहरू को एक महान्‌ राजनीतिज्ञ मानते 
रहे थे, लेकिन वह तो साथ ही विद्वान भी सिद्ध हुए । 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर के सम्बन्ध में नये किन्तु गम्भीर विचारों से युक्त 
उनके भाषण से हम बहुत प्रभावित हुए। नेहरू की अपने कथ्य को सीधी- 
सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कला तथा उनके ग्न्दाज ने अभिभाषण को 
बहुत ही प्रभावशाली बना दिया । 

नेहरू से मेरी दूसरी भेंट १९६१ में उज़बेकिस्तान में तब हुईं जब कि वह 
रूस की शासकीय यात्रा पर आये । वे जहाँ-जहाँ गये, वहीं उनका एक सच्चे 
मित्र जेसा उत्साहपूर्ण स्वागत हुआ । ऐसा स्वागत उन्हीं लोगों को मिल पाता 
है, जिन्हें कि बहुत श्रधिक प्यार और उतना ही सम्मान दिया जाता है। हम--- 
उजबेकी प्राच्यविद्‌ यह जानकर बहुत प्रसन्‍त हुए कि नेहरू ने हमारे प्राच्य 
विद्या संस्थान का अवलोकन करने की अनुमति दे दी है। इस अवसर पर उनसे 
अ्नोपचारिक तथा मित्रतापूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। नेहरू ने संस्थान 
के कार्यकर्ताश्रों के काम में गहरी दिलचस्पी ली। संस्थान के प्राचीन पांडु- 
लिपियों के विभाग में हुसरो देरवल्यावी की एक पांडुलिपि का निरीक्षण करते 
हुए उन्होंने कहा कि यह कवि भारत में भी सुपरिचित तथा प्रशंसित है और 
साथ ही कहा कि भारतीय तथा उजबेक संस्कृतियों में बहुत समानता है । 

नेहरू के साथ ४ जनवरी, १६६४ को हुई अन्तिम भेंट मुझे अच्छी तरह 
याद है। यह भेंट दिल्‍ली में उस समय हुई जबकि उन्होंने प्राच्यविदों के 
एक अधिवेशन में भाषण दिया। दस वर्ष बीत गये लेकिन गअ्रभी भी मंच से 


६२ / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


बोलते हुए उनका वहू सादा किन्तु आकर्षक रूप और वे पारदर्शी आँखें मेरे 
सामने हैं । 


नेहरू श्राज भी जनता के दिलों में समाये हैं 
गलेवसी लेबकोव्स्की, 
अलेक्जेंडर चिचेरोव 
सोवियत संघ की विज्ञान प्रकादमी के प्राच्य 
विद्या संस्थान में भारतविद्‌ 


अप्रैल १६६३ की वह सुनहरी सुबह हमें हमेशा याद रहेगी, जब कि इंदिरा 
गांधी ने हमें जवाहरलाल नेहरू से मिलने का आमंत्रण दिया था । उस समय 
हम दोनों सोवियत भारतविद्‌ अपने काये-क्षेत्र में पदापंण कर रहे थे । 

भेंट से पहले हम दोनों बुरी तरह उत्तेजित थे क्योंकि हमें बराबर एहसास 
बना हुआ था कि नेहरू के स्तर के नेता से मिलने वाले व्यक्ति पर बहुत बड़ी 
जिम्मेदारी आ जाती है। सच तो यह कि हमें इसी बात पर भश्राइचय था कि 
नेहरू ने अपने तमाम शासकीय दायित्वों के बावजूद हम जैसे लोगों से मिलने के 
लिए समय कैसे निकाल लिया । 

हम कुछ संकोच के साथ विदेश मंत्रालय के उनके कमरे में दाखिल हुए । 
हालाँकि हमारी बातचीत संक्षिप्त थी, लेकिन उसका हमारे ऊपर बहुत गहरा 
गौर स्थायी प्रभाव पड़ा। हम विशेष रूप से नेहरू की शालीनता तथा 
विचारों की महानता से और साथ ही साथ उनकी विन'म्रता और गहन दायित्व 
बोध से प्रभावित हुए। हमने उन्हें रूस में भारतीय संस्कृति, इतिहास तथा अर्थ- 
शास्त्र के अध्ययन की प्रगति के बारे में बताया तो उन्होंने बहुत तल्‍्लीनता 
से हमारी बात सुनी | हमने सोवियत भारतविदों की पुस्तकों के रूप में अपनी 
तुच्छ भेंट भी उन्हें अपित की । 

नेहरू ने हमें धन्यवाद दिया झौर कहा कि वह सोवियत भारतविदों की 
रचनाश्रों में और विशेष रूप से उन रचनाओ्रों में जो कि भारत और सोवियत 
जनता के सम्बन्धों को निकटतर लाने में सहायक हैं, बहुत दिलचस्पी रखते हैं । 
उन्होंने पूछा कि सोवियत भारतविद्‌ आजकल किन-किन विषयों का भ्रध्ययन कर 


सोवियत प्राच्यविदों की दृष्टि में नेहरू / ६३३ 


रहे है? और जब हमने बताया कि वे प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत के इति- 
हास तथा संस्क्ृति और यहाँ के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास ओर साथ ही 
साथ समकालीन भारत के रागाजिब तथा आर्थिक विकास से सम्बद्ध अनेक 
महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का विशेष अध्ययन कर रहे हैं तो नेहरू ने हादिक प्रसन्नता 
प्रकट की । 

विशेषज्ञ होने के नाते हमने नेहरू से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्बन्ध 
में बहुत से प्रश्न पूछे । नेहरू मुस्कराये और बोले कि ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के 
संक्षिप और चालू किस्म के जवाब देना मुझे पसन्द नहीं है और फिर आप 
क्योंकि पत्रकार नहीं, विशेषज्ञ हैं, इसलिए ऐसे उत्तरों से आप संतुष्ट भी नहीं हो 
सकेगे । इसके बजाय, बेहतर यह है कि जब आप अपना काम और देश की 
यात्रा पूरी कर चुकें तो हम एक बार फिर मिलें। यहाँ के बारे में श्रापकी राय 
जानने के बाद मै आपके सवालों के जवाब और विस्तार से दूंगा । 

उसके बाद क्योंकि नेहरू का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया और 
उन्हें आराम के लिए दिल्‍ली से बाहर जाना पड़ा, इसलिए उनसे हमारी दूसरी 
भेंट सम्भव नहीं हो सकी । 

मारत के प्रधानमंत्री से हुई वह मुलाकात हमें सदा याद रहेगी। वे 
सोवियत संघ के घनिष्ठ मित्र, एक महान्‌ राजनीतिज्ञ तथा विद्वान और साथ 
ही साथ आराइचर्यजनक रूप से सादे, विनम्र और मानवीय ग्रुणों से भरपूर थे । 


६४ / जवाहरलाल नेहरू ; सोवियत दुष्ट में 


महान मानवतावादी 


वे तमाम सोवियत नागरिक जिन्हें कि न हरू से मिलने का सुग्रवसर प्राप्त हुआ, 
उनके मानवतावाद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके । हमारा विश्वास है 
कि इस प्रभाव ने ही भारत के महान्‌ राष्ट्रीय नेता नेहरू के बारे में उनकी 
धारणाओं को निर्धारित किया। सुविर्यात सोवियत प्राच्यविद, अकादमीशियन 
बोबोदजन गफुरोव का कहना है कि नेहरू के स्तर के राजनीतिज्ञ और चितक 
के लिए मानवतावाद के सिद्धांतों, आदर्शो और उसकी समस्याओं में रुचि लेता 
स्वाभाविक था क्‍योंकि ये तमाम समस्याएँ भारत की राष्ट्रीय प्रगतिशील विचार- 
धारा की परम्परा में से तो उमरी ही थीं, साथ ही नेहरू के काल के भारत से 
भी जुड़ी थीं। वे भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और रूढ़िग्रस्त मध्यकालीन' 
भारत की परम्पराओं के विरुद्ध तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध चल रहे संघर्ष 
में से सहज रूप से उभरी थीं। वे नये भारत के सामाजिक तथा राजनंतिक 
पुर्ननिर्माण के उपायों के लिए चल रही सतत खोज की स्थिति में भारत के 
जनमानस के सक्तिय सहयोग का स्वाभाविक प्रस्फुटन थी । 

ऐसी परिस्थिति में नेहरू को एक राजतीतिज्ञ के रूप में देश की बागडोर 
समालनी पड़ी । अपनी रचनाश्रों में उन्होंने प्रायः एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व 
के महत्त्व का विश्लेषण किया है। इस सम्बन्ध में नेहरू का लेनिन के सिद्धांत 
तथा कम का विश्लेषण उल्लेखनीय है । हालाँकि वह लेनिन के व्यक्तित्व के 
विभिन्‍न अंगों--नेता, सिद्धांततार तथा राजनीतिज्ञ को पूरी तरह सराहने में 
झ्समर्थ रहें हैं, फिर भी उन्होंने बहुत बार लिखकर और बोलकर लेनिन की 
प्रशंसा की है । 


महान्‌ मानवतावादी / ६५ 


नेहरू ते लेनित को एक ऐसे महान्‌ व्यक्ति के रूप में देखा है, जिसने कि 
मजदूर वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर 
कर दिया । उन्होंने लेनिन को एक महान्‌ चितक तथा ऐतिहासिक महत्त्व के ऐसे 
नेता के रूप में भी देखा जो कि क्रांतिकारी सिद्धांत को क्रांतिकारी व्यवहार से 
जोड़ने में समर्थ था। 

नेहरू ने लिखा है कि जैसे-जैसे समय गुजरता जा रहा है, लेनिन महान्‌ से 
महानतर बनते जा रहे हैं । वह दुनिया की कुछ एक चुनी हुईं श्रमर विभूतियों 
मे से एक है। भ्राज वह अपने स्मारकों और तस्वीरों में नहीं, बल्कि उस महान्‌ 
काम के रूप में जिन्दा हैं, जो कि उन्होंने किया। और वह जिन्दा हैं उन करोड़ों 
मजदूरों के दिलों में जो कि उनके उदाहरण से प्रेरणा लेते हैं भौर एक बेहतर 
दिन के आने की उम्मीद करते हैं । 

माक्स और लेनिन की रचनाओं का अध्ययन करने के बाद नेहरू ने लिखा, 
“इतिहास की और समाज विकास की इस लम्बी शांखला में निश्चय ही एक 
विशेष अर्थ गर्भित है । कुछ परिस्थितियों पर और भविष्य पर अस्पष्टता की 
जो धूल पड़ी थी, वह एक ह॒द तक साफ हो गयी है ।” 

इस प्रकार हम देखते हैं कि दुनिया के प्रति नेहुरू के दृष्टिकोण पर 
ऐतिहापिक तथा इंद्वात्मक भौतिकवाद का गहरा प्रभाव था। 

एक नये समाज का निर्माण करने की सोवियत संघ की व्यावहारिक 
उपलब्धियों का भी नेहरू के ऊपर कम प्रभाव नहीं पड़ा । इससे वह विकास की 
उस प्रक्रिया को समभने में समर्थ हो सके हैं जो कि दुनिया में श्राज कार्य रत 
है। उन्होंने इन उपलब्धियों को लेनिन द्वारा महान्‌ मानवतावादी विचारों को 
दिये गये मृर्ते श्राकार के रूप में देखा । 

भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान नेहरू को विश्वास हो गया 
कि किसी भी प्रकार का शोषण और दमन, सामंतशाही का शोषण चक्र, धार्मिक 
अंधविश्वास, नसलभेद, इतिहास में किसी जातिविशेष के महत्त्व को कम आँकना, 
उपनिवेशवाद, फासिस्टवाद और साम्राज्यवाद व्यक्ति के और फिर सम्पूर्ण 
मानवता के संतुलित तथा सम्पूर्ण विकास में सबसे बड़े श्रवरोधक हैं । 

नेहरू के मानवतावादी सिद्धांतों की साक्षी उनके साम्राज्यवाद तथा 
उपनिवेशवाद के विरुद्ध सतत संघर्ष के रूप में मिलती है। उन्होंने उपनिवेश- 
वाद के विरुद्ध संघर्ष को विश्वव्यापी स्वाधीनता संघर्षों के पूरक के रूप 


१. द डिस्कवरी आफ इंडिया, पृष्ठ १४। 


६६ / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


में देखा । 

भारत को राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद भी नेहरू उप- 
निवेशवाद के विरुद्ध बराबर संघर्ष करते रहे। सच तो यह है कि उन्होंने 
प्रत्येक समसामयिक समस्या को उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष की रोशनी में ही 
देखा । उनके लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह उपनिवेशवाद और उसके 
भयानक क्रुपरिणारों के विरुद्ध संघषं को नव-स्वतंत्रताप्राप्त देशों की जनता 
के महान मानवतावादी लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते । 

असल में नेहरू पजीवादी व्यवस्था के दोषों से' भली-भाँति परिचित थे । 
यही कारण था कि जब भारत का स्वाधीनता' संग्राम चल रहा था, तभी 
उन्होंने सामाजिक तथा श्राथिक मामलों में कुछ ऐसे उपाय सुझाये, जिन पर 
चलकर भारत न केवल ओपनिवेशिक तथा सामन्‍्ती दमन से बच सकता था 
बल्कि पजीवाद के मार्ग पर चलने से भी बच सकता था । 

कई दशकों तक नेहुरू बराबर भारत की जनता से कहते रहे कि समाजवाद 
आदर्श समाज-व्यवस्था है। अप्रैल १९३६ में लखनऊ में हुए भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस के अधिवेशन में दिये गये नेहरू के निम्नांकित वक्तव्य की बहुत चर्चा 
हुई थी। उन्होंने कहा था, “मुझे पूरा विश्वास है कि पुरी दुनिया की और इसी- 
लिए भारत की भी समस्याश्रों के समाधान की कुंजी केवल समाजवाद के पास 
है। मैं जब समाजवाद शब्द का प्रयोग करता हूँ तो अस्पष्ट मानवीय रूप में 
नही, बल्कि इसके सही वैज्ञानिक तथा आशिक संदमे में करता हूँ । समाजवाद 
केवल एक विशेष प्रकार की आर्थिक व्यवस्था ही नहीं, यह जीवन-दर्शन भी है; 
और इसीलिए मुझे प्रिय है। भारत के लोगों की गरीबी और बेरोजगारी तथा 
उनके पतन और आत्महीनता को समाप्त करते का समाजवाद के अतिरिक्त 
और कोई उपाय मुझे नजर नहीं आता | समाजवाद में राजनंतिक तथा 
सामाजिक ढाँचे में विशाल परिवतेंत करना, भूमि तथा उद्योगों में से निहित 
स्वार्थों को अलग करना और साथ ही सामन्‍्ती तथा स्वेच्छतापूर्ण राज्य व्यवस्था 
को समाप्त करता शामिल है। इसका तात्पये हुआ निजी सम्पत्ति को समाप्त 
करना और मुनाफे की वर्तमान व्यवस्था को एक आदर्श सहकारी व्यवस्था में 
बदलना । इसका मतलब है कि अंततः हमें अपने संवेगों और आदतों तथा 
आ्राकांक्षाओं में परिवर्तत करना है। संक्षेप में इसका श्र्थ हुआ-वर्तमान पूंजी- 
वादी सभ्यता से स्वंथा भिन्‍न एक नई सभ्यता स्थापित करता ।”* 


१. जवाहरलाल नेहरू, इडियाज फ्रीडम, लंदन १६६२, पृष्ठ ३५ | 


महान्‌ मानवतावादी / ६७ 


नेहरू ने देखा कि मानवतावादी आदर्श सोवियत संघ में सचमुच गहरी 
जड़ें जमा चुके हैं। उन्हें विश्वास हो गया था कि आज की दुनिया के महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न जैसे कि युद्ध तथा शांति, उपनिवेशवाद की समाप्ति, सामाजिक दमन के 
विरुद्ध तथा मनुष्य मात्र की प्रगति के लिए संघर्ष ऐसे प्रइन हैं जो कि भारत 
तथा सोवियत संघ के लोगों को एक-दूसरे के निकट लाते और एक-दूसरे के 
प्रति गहरी सूकबूझ और आपसी मित्रता की मजबूत झ्राधारशिला रखते है । 

नेहरू के मानवतावादी विचारों ने विश्व के विभिन्‍न देशों के बीच शांति 
तथा मित्रता स्थापित करने के' उनके प्रयत्नों के रूप में ग्राकार ग्रहण किया । 
नेहरू इस बात को अच्छी तरह समभते थे कि विभिन्‍न देशों के बीच शांति का 
प्रदन अ्रंतत: भारत की विकराल समस्याश्रों के प्रति उनकी सजगता के साथ 
जुड़ा है। उनका विश्वास था कि यदि भारत को अपना पुनर्तिर्माण करना है तो 
उसके लिए शाति परम झावश्यक है । उन्होने कहा था कि अगर दुनिया युद्ध में 
उलभ जाती है तो नये भारत के भविष्य के सपने घूल में मिल जायेंगे। नेहरू 
की दृष्टि में शाति भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए और फिर मानवमात्र के लिए मानवतावादी आकांक्षाओ्रों की पूर्ति की 
अ्निवायें शर्ते थी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमारा काम शाति की 
रक्षा करना है, जिसका वास्तविक मतलब है--अपनी सम्यता की रक्षा करना । 

हम अ्रगर गहराई से सोचे तो यह रवय॑ ही स्पष्ट हो जाता है कि नेहरू 
सोवियत संघ तथा मारत के बीच विभिन्‍न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के 
प्रति प्रतिबद्ध क्‍यों थे । 

१६४६ में जबकि भारत से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन समाप्त होने जा 
रहा था तो नेहरू ने दिल्‍ली में ग्रायोजित एशियाई एकता सम्मेलन में भाग 
लेने के लिए सोवियत प्रतिनिधियों को निमंत्रित किया । तब से सोवियत संघ 
और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान निरंतर विकसित होता गया है। 
सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए होने वाले वाषिक समभौतों के अ्रधीन शिक्षा, 
कला, विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ता 
गया है। इन समभौतों के अनुसार उपरिलिखित क्षेत्रों के लोगों के तथा 
महिलाग्रों और युवा संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों के एक-दूसरे के देशों में जाने की 
संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है । एक-दूसरे की साहित्यिक कृतियों का अनुवाद 
करने, ज्ञान-विज्ञान के विभिन्‍न विषयों की पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाशों का 
आदान-प्रदात करते और आपसी सहयोग के आधार पर प्रदर्शनियाँ श्रायोजित 
करने को हर प्रकार से समर्थन तथा प्रोत्साहन दिया गया है । 


६८ / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


सोवियत संघ और भारत के बीच होनेवाले इस सम्पूर्ण आदान-प्रदान में 
स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, एक असाधारण मानवतावादी और विचारक 
जवाहरलाल नेहरू का बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान है । 


कलाकार, राजनीतिज्ञ और भारत का सच्चा सपृत-- नेहरू 


इल्या एहरनबर्गं 

लेखक, अन्तर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार के विजेता | 
१६९५६ में भारत का दौरा किया । अपने लेख, 
“इम्प्रेशन्स श्रॉफ इण्डिया' में उन्होंने अपनी इस 
यात्रा का वृत्तान्त प्रस्तुत किया है 


मेरी दिल्‍ली थात्रा संयोग से मेरे पंसठवें जन्म दिवस के अवसर पर हुई। 
कुछ लोगों का कथन है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति २० वर्ष की उम्र के मुकाबले 
ज्यादा बेहतर ढंग से समझने लगता है। मैं नहीं जानता कि यह कहाँ तक सच 
है । अगर सचमुच ऐसा है और उम्र के साथ-साथ मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है तो 
भी वह प्रकृति की एक अमूल्य भेंट से वंचित हो जाता है । यह अ्रमूल्य भेंट-- 
आदइचयेचकित हो सकने की क्षमता--युवावस्था की झ्रपनी विशेषता है। भारत 
को देखकर मै आइचर्येंचकित हुआ । इसे देखकर मैने महसूस किया गोया मैं 
दुनिया को एकदम नयी दृष्टि से देख रहा हूँ । 

जिस भी व्यक्ति ने नेहरू की पुस्तक पढ़ी हैं, बह जानता है कि नेहरू एक 
अ्रसाघधारण किस्म के दिलचस्प बातचीत करने वाले रहे होगे। उन्हें विविध 
विषयों का गहरा ज्ञान प्राप्त था और उनका जोवन नाटकीय घटनाओ्रों तथा 
अनुभवों से भरा था। मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला तो स्वाभाविक रूप 
से मेरी दिलचस्पी विश्व ज्ांति की स्थापना में भारत के योगदान जैसे महत्त्व- 
पूर्ण विषय में थी । नेहरू अपने देश की शांतिप्रियता की नीति पर बहुत विस्तार 
से और गम्भीरतापूर्वक बोले । उनमें एक अ्रतुभवी राजनीतिज्ञ की दृष्टि श्रौर 
एक कलाकार की अभिव्यक्ति-कुशलता थी । वह भारत के साधारण लोगों के 
निकट सम्पर्क में रहते थे श्रौर उनसे हादिक प्रेम करते थे । 

मुझे जवाहरलाल नेहरू का वह रूप मी श्रच्छी तरह याद है जब कि वह 


महान्‌ मानवतावादी / ६६ 


मास्कों के बासमत्राया मार्ग पर गाड़ी में गुजरे । याद है कि स्वागत के उत्साह 
में भरे लोगों ने कैसे उनकी कार को फूलों से लाद दिया था । वे गहरे कासनी 
रंग के उत्तर के फूल थे और उस दिन मास्को का हृदय उत्साह से प्रफुल्लित 
था। 

मुर्भे नेहरू से मिलते ओर उनसे बातचीत करते हुए एक पूरी शाम बिताने 
का सुश्रवसर मिला । नेहरू ने कहा कि वह विषय को दा्शनिक ढंग से पेश 
नहीं करना चाहते, क्योकि वह जानते है कि यह दाशेनिकों का प्रदेश है । 

मैं पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं हँ श्र इसीलिए यह निर्णय दूसरों के लिए 
छोड़ता हूँ कि नेहरू ने अपने देश के लिए क्‍या किया और क्‍या नहीं किया । 
उनका देश उपनिवेशवादियों द्वारा लूटा गया एक प्राचीन, विविध तथा गहन 
संस्कृति का देश है। मैं तो केवल खुले विचारों के उस आदमी के बारे में बात 
करना चाहता हूँ, जिससे कि विभिन्‍त विषयों पर सहज ढंग से विचार-विमर्श 
किया जा सकता था । 

नेहरू का व्यक्तित्व केवल राजनीतिक समस्याश्रों तक ही सीमित नहीं था। 
बह उन प्रश्नों में भी गहरे उतरते थे जो कि समसामयिक राजनीति के दायरे 
से बाहर के हैं। यह शायद उनके देश की शताब्दियों पुरानी सांस्कृतिक प रम्प- 
राश्ों की विरासत के कारण सम्भव था। भारतीयता नेहरू की हड्डियों तक मे 
समायी थी लेकिन उनकी दृष्टि में भारत की राष्ट्रीय प्रतिभा के सांस्क्ृतिक 
उत्कर्ष का भ्र्थ कभी भी आध्यात्मिक श्रलगाव और जीवन की समस्याझ्रो से 
दूर भागना नहीं होता था । 

नेहरू ने मुझसे तॉलस्ताय, रोमा रोलाँ और बर्ताई्ड शा की रचनाओं पर 
बातचीत की । वह इन महान्‌ लेखकों के भाषण सुन चुके थे | उन्होंने मुझे उन 
परिस्थितियों के बारे में बताया, जिनमें कि उन्हें भ्रक्तूबर क्रांति की खबर मिली 
थी । बातचीत में नेहरू ने लेनिन को एक ऐसा व्यक्ति बताया जिसने कि मनुष्य 
की चेतना को जाग्रत करने के काम में बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान किया । 

एक बार जब कि विश्व शान्ति परिषद्‌ के ब्यूरो की नयी दिल्‍ली मे बैठक 
हो रही थी तो हमें एक बार फिर नेहरू से' मिलने का अ्रवसर प्राप्त हुआ । 
उस अवसर पर उन्होंने बहुत उत्साहपूवंक कहा कि शान्ति के लिए कार्य करना 
हमारे समय का सबसे बड़ा आन्दोलन है । 


७० / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


शान्ति तथा श्रफ्रो-एशियाई एकता के प्रबल समर्थक 


अ्रनातोली सोफरोमोव 


लेखक, अफ्रो-एशियाई एकता की सोवियत 
समित्ति के उपाध्यक्ष 


भारतीय इतिहास का एक पूरा युग--राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करने के 
लिए उपनिवेशवाद के विरुद्ध जनता का संघर्ष और फिर पुनर्जागरण तथा जनता 
के लिए बेहतर जीवन जुटाने का संघर्ष जवाहरलाल नेहरू के नाम के साथ अवि- 
भाज्य रूप से जुडा है । 

पिछले दो दशकों में मुझे श्रनेक बार भारत की यात्रा करने का त्तौभाग्य 
प्राप्त हुआ है । मैने भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता को उमरते और 
मजबूत होते हुए देखा है । भारतीय जनता के विभिन्‍न वर्गों में इस मैत्री की 
गहरी जड़ें देखकर मु बहुत प्रसन्‍तता हुई है। इसमें कोई आश्चर्य की बात 
नहीं है क्योकि यह मेत्री दोनों देशों की आपसी सूक-बृझ और गहरे विश्वास 
के आधार पर खड़ी है प्रौर यह एक ऐसा महान्‌ कार्य है, जिसमें कि नेहरू ने 
व्यक्तिगत रूप से' बहुत योगदान किया । 

नेहरू अ्रफ्रो-एशियाई एकता आन्दोलन के संवाहक थे । 

पहली अफ्रो-एशियाई एकता कान्फ़र न्‍स की तैयारी के सिलसिले में १९५५ 
में अपने अस्सी दिन के भारत प्रवास के दौरान मैं और दूसरे बहुत से देशों 
के प्रतिनिधि प्रायः नेहरू से मिलते रहे । उसके बाद प्रधानमन्त्री ने नई दिल्‍ली 
मे एशियाई लेखक सम्मेलन के विभिन्‍त सत्रों में भाग लिया । नेहरू से मिलने 
वाला कोई भी व्यक्ति विभिन्‍त विषयों में उनकी गहरी दिलचस्पी की प्रशंसा 
किये बिना नहीं रह सकता । वह राजनीतिक, दाशेनिक और लेखक-- तीनों 
एक साथ थे । 

विश्व शान्ति के प्रबल समर्थंक और महान्‌ मानवतावादी के रूप में नेहरू 
का सम्पूर्ण जीवन और उतने कार्य सोवियत संघ सहित दुनिया के करोड़ों लोगों 
की प्रशंसा प्राप्त कर चुके हैं । 

नेहरू अफ्रो-एशियाई जगत में एक असाधारण व्यक्तित्व रखते थे । उन्होंने 
विभिन्‍त उपनिवेशवाद-विरोधी शक्तियों के बीच एकजुटता और दृढ़ता कायम 
करने में उल्लेखनीय योगदान किया । नेहरू ने बार-बार कहा कि एशियाई और 
झफ्रीकी देशों की एकता कोई अमूर्ते श्रथवा संयोगात्मक धारणा नहीं है। इसके 


महान्‌ मानवतावादी / ७१ 


विपरीत इन देशों की एक-दूसरे के निकट झाने की ललक स्वाभाविक है और 
उनकी उस समान ऐतिहासिक नियति में से प्रस्फुटित हुई है जिसे कि उन 
सबको अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए अत्यन्त घृणित उपनिवेशवाद के 
विरुद्ध संघर्ष करते समय भेलना पड़ा । 

नेहरू ने ठीक ही कहा था कि जो देश राजनतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके है, 
उनके सामने अत्यंत गम्भीर और तात्कालिक महत्त्व के काम है--अपनी प्रभुसत्ता 
की रक्षा करना और उलभी हुई सामाजिक तथा आ्राथिक समस्याओ्रों को हल 
करना । इसीलिए नेहरू ने जोर देकर कहा कि श्रफ्रो-एशियाई एकता का 
आन्दोलन केवल समान ऐतिहासिक मागं, समान भौगोलिक परिस्थितियों और 
समान सामाजिक तथा झ्राथिक समस्याओ्रों पर ही आधारित नहीं, बल्कि ये देश 
भूतकाल में और झब भी अपनी एक विशेष समानता के कारण एक रहे हैं। यह 
समानता है--हर सम्भव रूप में उपनिवेशवाद और नस्लवाद का विरोध करना । 
नेहरू ने फिर कहा कि जो देश उपनिवेशवाद औऔर साम्राज्यवाद के शिकजे से 
अपने को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें समर्थन देना अ्रफ्ो-एशियाई 
एकता की आधारभूत स्थापनाश्रों में से एक है। इस प्रकार के समर्थन के लिए 
नेहरू द्वारा की गई अपीलों को व्यापक तथा उत्साहपूर्ण प्रत्युत्तर मिले । 

नेहरू ने नये उपनिवेशवाद की घुसपैठ का दृढ़तापूर्वक विरोध किया । उन्होंने 
उत्साह-भरे शब्दों में श्रफ्रीकी जनता द्वारा चलाये जा रहे शोय॑पूर्ण संघर्ष की 
सराहना की श्रोर कहा कि उनकी यह जागृति ओर स्वाधीनता संघर्ष बीसवी 
शताब्दी की बहुत महत्त्वपूर्ण घटनाएँ है। 

अफ्रो-एशियाई एकता की समस्या पर नेहरू के विचार श्रौर विभिन्‍त प्रगति- 
शील आन्दोलनों के बीच निकट संबंध स्थापित करने के लिए उनकी अपीलें 
इस सचाई के साथ जूड़ी हैं कि नेहरू एशिया, श्रफ्रीका और पूरी दुनिया “मे शान्ति 
स्थापित करने के संघर्ष के प्रति किस सीमा तक सजग थे । नेहरू ने बार-बार 
कहा कि नये स्वतंत्र हुए देश केवल शांति की स्थिति में ही अपने राष्ट्रीय पुन- 
निर्माण की कठिन समस्याओ्रों को हुल कर सकते हैं । 


७२ ( जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


नेहरू की याद 


इराक्ली अबाशी दजे 
कवि, नेहरू पुरस्कार के विजेता 


दिसम्बर १९५६ में दिल्‍ली में आ्राायोजित एशियाई लेखक सम्मेलन के मंच 
पर जैसे ही नेहरू पहुँचे, मैंने उन्हें तुरन्त पहचान लिया। उनकी पुस्तक भारत 
की कहानी १६५५ में रूसी में प्रकाशित हुई थी और मैने उसे बहुत रुचि के 
साथ पढ़ा था । श्रब मैं उस व्यक्ति को अपनी ब्राँखों से देख रहा था, जिसने 
कि पुस्तक लिखी थी। मैं उस स्मरणीय सम्मेलन के मौके पर ही नहीं, बल्कि 
पुस्तक पढने के बाद पिछले पूरे साल में नेहरू का प्रशंसक रहा था । इस समय 
मैं एक ऐसे महान्‌ योद्धा को देख रहा था, जिसने कि अपनी जिन्दगी के बेश- 
कीमती साल औपनिवेशिक भारत की जेलों में बिताये थे । वह पूर्व के एक 
महान्‌ चितक, कलाकार, कवि और भारत के प्रधानमंत्री है। उन्होंने स्वयं 
अपने बारे में लिखा है, “मैं भी एक ऐसा असामान्य व्यक्ति था, जिसके भीतर 
ग्रनोखे रहस्य भौर ऐसी गहराइयाँ थीं, जिन्हें कि खुद मैं भी कभी नहीं नाप 
सका ।* 

शायद मैं नेहरू को उनकी सम्पूर्णता में कभी भी समझ नहीं सका और न 
ही भ्रब समभ पाने में समर्थ हूँ । लेकिन, लगता है, मैं उनके व्यक्तित्व के उस 
पक्ष को जरूर समझ सका जो कि कम से' कम मेरी दृष्टि मे भारत के इस 
महान्‌ सपुत की मानसिकता का प्रमुख लक्षण है। उनका दढ़ विश्वास था कि 
संसार के एक ज्यादा बड़े हिस्से में मानव जाति को जो कुछ प्राप्त है, वह उससे 
कहीं ज्यादा की हकदार है। नेहरू उस मार्ग को जानते थे जिस पर चलकर 
मानवता उत्षसे कहीं ज्यादा को प्राप्त कर सकती है। नेहरू के सामने सोवियत 
संघ का उदाहरण था । सोवियत संघ यानि उस लेनिन की जन्मभूमि, जिसकी 
नेहरू सदा प्रशंसा करते थे । 

भारतीय प्रधानमंत्री ने एक शानदार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने महात्मा 
गांधी की इस माँग पर बहुत जोर दिया, “भ्राज हमें जीवन के अत्यंत महत्त्व- 
पूर्ण विषयों को लेना है,'*'मैं ऐसी कला और साहित्य चाहता हूँ जो करोड़ों 


१. जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी झॉफ़ इंडिया, पृष्ठ २७। 


महान्‌ मानवतावादी | ७३ 


॥8! ६ 


लोगों से अपनी बात कह सके । 

महात्मा गांधी ने ये शब्द संघर्षरत भारत के कलाकारों तथा साहित्यकारों 
को संबोधित करते हुए कहे थे । नेहरू ने तमाम देशों के सुजनात्मक रचनाकारों 
से अनुरोध क्या कि ऐसे समय हमें बहुत सतके रहने की जरूरत है, जब कि 
साम्राज्यवादी शक्तियाँ अ्रपना प्रभाव बढ़ाने में लगी हैं । उन्होंने भ्राग्रह किया 
कि हमें शान्ति, प्रगति तथा मानवतावाद, स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों 
की रक्षा के लिए अपने प्रयास दुगुने कर देने चाहिए । जो देश कुछ समय पहले 
ही स्वतन्त्र हुए हैं, उन देशों के साहित्यकारों की जिम्मेदारियों पर नेहरू ने 
विशेष बल दिया । उन्होंने उन देशों की कठिनाइयों और समस्थाश्रों, विशेष रूप 
से भाषा तथा साहित्य के विकास की समस्याओ्रों की चर्चा भी की । 

हम सोवियत लेखक के उस दायित्व को अच्छी तरह अनुभव करते है जो 
कि उसने हमारे देश को एक नये समाजवादी देश में बदलने और हमारे दुश्मनों 
के विरुद्ध संघर्ष में निभाया है । जवाहरलाल नेहरू सम्भवत: उस अनुभव के बारे 
में अच्छी तरह जानते थे, जो कि सोवियत साहित्य और कला ने प्राप्त किया 
था । उन्होंने सोवियत संघ की वास्तविकताओ्रों का गहराई से अ्रध्ययन किया 
था और विभिनत क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियों से प्रभावित हुए थे । 

१३ जून १६५५ एक गर्म दिन था। उस समय हम तबिलिसी हवाई अड्डे 
पर अपने भारतीय मेहमानों का इन्तजार कर रहे थे | मजाक में किसी ने कहा 
कि हमने उनके उपयुक्त मौसम बना लिया है। नेहरू अपनी बेटी इन्दिरा गांधी 
और दल के दूसरे सदस्यों के साथ तबिलिसी पहुँचे । 

जब वायुयान के दरवाजे खोले गये तो एक लम्बा व्यक्ति अपने देश की 
राष्ट्रीय वेश-भूषा में और हाथ में चन्दन की छड़ी लिये हुए नजर झ्राया । वह 
माइक्रोफोन के पास पहुँचा और स्वागत भाषण के उत्तर में उसने कहा : 
“ग्रापके इस महान्‌ देश में हमारा हर जगह भव्य स्वागत हुआ है । इन सभाश्रों 
में मुझे पता चला कि सोवियत जनता हमारे देश को कितना प्यार करती है। 
मुझे विश्वास है कि शान्ति हमेशा सब देशों की एक बड़ी झआबश्यकता रही 
है, और आज तो यह और भी बड़ी आवश्यकता बन गई है । 

उसी शाम मेहमानों को लोहे के रस्सों पर चलने वाली रेल का तबिलिसी 
की सबसे ऊंची चोटी पर बना प्लेटफार्म दिखाने का आयोजन किया गया । 


१. डिस्कवरी ग्रॉफ इंडिया, पृष्ठ ३४२। 
२. सोवियत लेड, १९७३, संख्या १० । 


७४ / जवाहरलाल नेहरू ; सोवियत दुष्दि में 


इस प्लेटफाम से पूरे शहर का दृश्य दिखाई देता है और रात में जब कि शहर 
बिजली के कुमकुम्मों से चमचमा रहा होता है, तो यह दृश्य बहुत ही मनोरम 
बन जाता है । नेहरू और इन्दिरा गांधी बहुत उत्साहपूर्वक इस दृश्य की प्रशंसा 
कर रहे थे । 

अगले दिन नेहरू और इन्दिरा गांधी को झुसतावी नामक नगर दिखाया 
गया । यह नगर तबिलिसी से २० किलोमीटर दूर है और पिछले महायुद्ध के 
बाद बसाया गया है। आ्राज रुस्‍्तावी सोवियत संघ में इस्पात का सबसे बड़ा 
केन्द्र है। शहर का दौरा करने के बाद नेहरू ने कहा कि जल्दी ही भारत में 
भी सोवियत सहायता से ऐसा ही एक कारखाना बनाया जायेगा। असल में 
वह भिलाई कारखाने का जिक्र कर रहे थे। आज भिलाई का यह कारखाना 
पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। संयोग से भिलाई इस्पात कारखाने में जाजिया के 
विशेषज्ञों ने भी काम किया है । १६९७० में जबकि मैं दिल्ली में था तो भिलाई 
में काम करनेवाले जार्जिया के कुछ इंजीनियर वहाँ आये और जनपथ होटल में 
मुझसे मिले। उम्होंने मुभे भारत में बीत रहे अ्रपने जीवन के बारे में बहुत-सी 
दिलचस्प बातें बतायी और कहा, “लेकिन एक दिन हमें फिर तबिलिसी ही 
जाना है। 

नेहरू और उनके दल ने शहर के झ्रासपास के दरशनीय स्थानों को देखने 
का कार्यक्रम बनाया । १४ जून को विदा होने से एक दिन पहले उन्होने अपने 
एक विदाई भाषण में कहा, “मैं आपको ओर खूबसूरत जाजिया के सभी नाग- 
रिकों को हादिक बधाई देता हूँ । मु्भे श्रपनी यह यात्रा सदा याद रहेगी ।” 

संयोग से नेहरू की इस यात्रा के दौरान हमें उनके बारे में एक नयी जान- 
कारी मिली । स्वे्‌रदवलोवस्क मे नेहरू ने एक भ्रू-गर्भ संग्रहालय का श्रवलोकन 
किया । बाद में उन्होने दर्शकों की पुस्तिका में लिखा, “यह एक अच्छा संग्रहा- 
लय है । यह वसे तो सभी लोगों के लिए दिलचस्प है, लेकिन जिन्होंने भू-गर्भ 
विज्ञान पढ़ा है, उनके लिए तो विशेष रूप से आकर्षक है, क्‍योंकि मैंने विद्यार्थी 
जीवन में भू-गर्भ विज्ञान पढ़ा था, इसलिए इस संग्रहालय को देखकर मुझे बहुत 
खुशी हुई । संग्रहालय में विभिन्‍न प्रकार की कच्ची धातुओं का जो संग्रह किया 
गया है, उसका विस्तृत अध्ययन करके मुझे और भी खुशी होगी । 

उस समय नेहरू के जीवन के बारे में बहुत अधिक नही जानता था। यह 
जून १९५५ की बात है और भारत की क्हानी उसके बाद सोवियत संघ मे 
प्रकाशित हुई । लेकिन नेहरू के बारे में मेरी श्रपती खोज तो उसी समय शुरू 
हो गई । 


महान्‌ मानवतावा दी (७५ 


“यह लिखते समय मुझे बार-बार एहसास हो रहा है कि नेहरू ज॑से 
महान्‌ व्यक्ति के नाम पर जो पुरस्कार दिया जाता है, उसे पानेवाले लेखक के 
ऊपर बहुत-सी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। हम उस पृथ्वी पर रहते हैं, जो 
कि एक ऐसे बड़े घर की तरह है, जिसमें कि बहुत-से लोग एकसाथ रहते हैं। 
इस घर की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। अगर हम सब जवाहरलाल नेहरू 
की तरह पूरी लगन से शान्ति की रक्षा के लिए प्रयत्न न करें, तो किसी भी 
समय इस घर पर विपत्ति श्रा सकती है। मुझे जो पुरस्कार मिला है, वह 
केवल मुझे ही नही, बल्कि सोवियत संघ के बुद्धिजीवियों ने भारत एवं सोवियत 
मैत्री के लिए और मनुष्य मात्र के भविष्य को और सुखी बनाने के लिए जो 
प्रयत्त किया है, उसके लिए भी दिया गया है। हम इस संघणषं में भ्रपने दायित्व 
के प्रति, मनुष्य मात्र के प्रति श्रपने कत्तंव्य के बारे में प्री तरह सजग है । 


वह आज भी मेरे गीतों में जिन्दा हैं 


रसूल रज़ा 
झमजरबाईजान के कवि 


मैं भारत दो बार गया हूँ । अपनी दूसरी यात्रा के दौरान मुझे जवाहर- 
लाल नेहरू से मिलने का सौभाग्य मिला । यह १६६३ की बात है। उस समय 
मुझे सोवियत संसद्‌ सदस्यों के एक दल के रूप में भारतीय संसद को देखने का 
मौका मिला । एक बैठक के बाद हमें बताया गया कि अगले दिन हमें भारत के 
प्रधान मनन्‍्त्री जवाहरलाल नेहरू से उनके निवास-स्थान पर मिलना है। हम वहाँ 
दोपहर ग्यारह बजे पहुँचे श्लौर हमें एक सादे ढंग से सजाये गये कमरे में बेठाया 
गया । फोजी वर्दी में एक अधेड़ व्यक्ति दरवाजे के पास खड़ा था । उसने हमसे 
बैठने के लिए कहा और अन्दर के कमरे में चला गया | लौटने पर उसने 
बताया कि नेहरू आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । 

वह क्षण अ्रभी भी मेरी स्मृति में ताजा है। नेहरू ने खुली मुस्कान के 
साथ हमारा स्वागत किया। उनकी श्राँखों में एक बहुत ही तीखी अ्रभिव्यक्ति 
थी । लगभग आधा घण्टे तक हमारी बातचीत चलती रही। नेहरू ने सोवियत 
संघ के साहित्य श्ोर विज्ञान ही प्रगति के बारे में विशेष रूप से और पूरे देश के 


७६ / जवाहरलाल नेहरू ; सोवियत दृष्टि में 


बारे में सामान्य रूप से बहुत से प्रइन पूछे । बह जानना चाहते थे कि सोवियत 
संघ के विभिन्‍न प्रदेश वहाँ की संस्क्रति की परम्पराश्रों को बनाये रखने के 
लिए क्या कुछ कर रहे है झौर विभिन्‍न प्रदेशों की माषाश्रो का विकास करने 
के लिए क्‍या किया जा रहा है। नेहरू ने मेरी कविताओं और कहानियो में 
बहुत दिलचस्पी ली, जो कि मैंने भारत के बारे में लिखी थीं। मैने उन्हें रवीनद्र- 
नाथ ठाकुर की कद्वानियों का वह संकलन भेंट किया जो कि भ्रजरबाईजान की 
भाषा में प्रकाशित हुआ था और वहाँ बहुत लोकप्रिय था । उस भेंट को पाकर 
वह भी बहुत प्रसन्त हुए | उन्होने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि एक लम्बे 
समय से पूर्वी देशों के लोग सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सम्बन्ध बनाये हुए हैं । 
ग्रब इन सम्बन्धों को आगे बढ़ाने का समय थझा गया है। उनका विश्वास था 
कि समय और राजनीतिक मतभेदों ने जो अवरोध इन देशों के बीच खड़े कर 
दिये हैं, उन्हें साहित्य और कविता के द्वारा काफी हृद तक दूर किया जा 
सकता है । 

हमारी बातचीत के बाद नेहरू ने आश्वासन दिया कि हमारी भारत 
यात्रा को अधिक से अधिक सुखद और लाभप्रद बताने के लिए वह हर सम्मव 
प्रयत्न करेंगे। 

बहुत-से ऐसे लोग होते हैं, जिनसे कि हम वर्षों तक बराबर मिलते रहते 
हैं, लेकिन जब उनसे अलग होना पड़ता है, तो हमें कोई खास तकलीफ नहीं 
होती । इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग होते हैं, जिनसे कि हमें थोड़ी ही देर के 
लिए मिलने का मोका मिलता है, लेकिन उनसे विदा होते समय मन बहुत 
भारी होता है और उनकी याद जीवन-भर बनी रहती है। नेहरू एक ऐसे ही 
व्यक्ति थे । वह आज भी मेरी स्मृति में जिन्दा है और जब तक मै रहूंगा, 
जब तक इसी तरह बने रहेंगे । 


पहान मानवतावादी / ७७ 


मेरे जीवन में भारत 


राशिद बी० बुतोव 
सोवियत संघ के जन कलाकार 


कहा जाता है कि कुछ ही ऐसे लोग होते है, जो सपनों में रंग देखते हैं । 
मैं चार बार भारत गया और इन चारों यात्राओं में मैने रंगीन सपने देखे । 
मेरी पहली भारत यात्रा १६५३ में हुई । 

भारत में जहाँ-जहाँ मेरे कार्यक्रम हुए, लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में उनमें 
भाग लिया । मैं विभिन्‍न शहरों और गाँवों में गया और मंचों पर तथा खुली 
जगहों में अपने गाने के कार्यक्रम प्रस्तुत किये। बहुत बार तो रेलवे स्टेशनों 
पर जब कि लोग मेरा स्वागत करने आये, तो मुझे वहाँ गाने का अवसर मिला । 
मुझे मालूम था कि हालाँकि मेरे गाने रूसी था अ्रजरबाईजान की भाषा में है, 
फिर भी भारतीय मित्र उन्हें सुनना पसन्द करते थे। श्रसल में “सारे जहाँ से 
अच्छा” एकमात्र ऐसा गाना था, जिसे कि मै हिन्दी मे गाता था। रूसी और 
अजरबाईजान भाषा के गानों को भारत में बहुत लोकप्रियता मिली । 

भारत में हुई बहुत-सी बैठकों की याद मुझे अभी तक है, >ैकिन जवाहर- 
लाल नेहरू के साथ हुई भेट विशेष महत्त्व रखती है | मै उनसे भ्रपनी पहली 
दो यात्राओ्ं के दौरान मिला। नेहरू ने अपने शानदार निवास-स्थान पर ही 
हमारा स्वागत किया । हमारे लिए एक गाडन पार्टी का आयोजन किया गया 
था । उसके दौरान नेहरू ने मुझसे कहा--मुझे पता चला है कि आप भार- 
तीय गानों को ठीक उसी तरह गाते हैं, जैसे कि हम । क्‍या आप गाने की 
कृपा करेंगे ? 

मैंने “सारे जहाँ से अ्रच्छा” गाया । गाना समाप्त हुझ्ा तो नेहरू ने कहा 
कि उन्होंने हर शब्द गौर से सुना है । आश्चर्य है कि आपका उच्चारण बिल्कुल 
सही है । उन्होंने पूछा कि क्‍या श्राप काफी लम्बे समय तक हिन्दी पढ़ते 
रहे हैं ! 

इसके बाद नेहरू ने हमें शाम के खाते का निमन्त्रण दिया। नेहरू अपनी 
उँगलियों से खाना खा रहे थे। मैने भी उनका अनुकरण किया । नेहरू हंसे 
और बोले : आप लगभग वैसे ही खा रहे है जैसे कि हम खाते हैं। पार्टी 
काफी देर तक चलती रही और बहुत आननन्‍्ददायक रही । विदा होते समय 
नेहरू ने पुछा कि अगर वह बुलायेंगे, तो क्या हम फिर भी आयेंगे। मैने उत्तर 


७८ / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


दिया कि भारत तो मेरी मातृभूमि बनता जा रहा है। नेहरू ने मुझे गले 
लगाया और कहा कि वह हमसे जल्दी ही फिर मिलेगे । 

अ्रजरबाईजान लौटने पर मैंने कुछ और भारतीय गीत तैयार किये | कुछ 
साल बाद फिर भारत यात्रा पर जाना हुआ, तो मै नेहरू से मिला । इस बार 
भी नेहरू हमें बगीचे में ही मिले । उन्होने एक पुराने मित्र की तरह हमारा 
स्वागत किया और पूछा कि क्‍या इस बार श्राप कुछ नये भारतीय गीत लाये 
है ? सोवियत प्रतिनिधि मण्डल के दूसरे सदस्यों की तरफ मुड़ते हुए उन्होंने 
मजाक में कहा, “आप में से बहुत-से लोग पहली बार भारत आये है, लेकित 
भ्रापके बीच एक ऐसे सदस्य भी हैं, जिन्हें कि हम अपना प्रतिनिधि मानते 
हैं। यदि आपके सामने कोई कठिनाई हो, तो श्राप राशिद से कहें, वह उसे 
दूर कर देंगे। 

उसके बाद दो बार फिर मुभे भारत आने का मौका मिला । मेरी अन्तिम 
भारत यात्रा इन्दिरा गांधी के निमन्त्रण पर थी। इस बार में एक सोवियत 
गायन महोत्सव में भाग लेने के लिए भारत आया था और सोवियत प्रतिनिधि 
मण्डल का कला-निदेशक था। श्रीमती गांधी बहुत उत्साह के साथ मुझसे 
मिलीं । वे मेरे बहुत-से गायन कार्यक्रमों में सम्मिलित हो चुकी थी और उन्होंने 
मेरे भारतीय तथा रूसी गानों को बहुत पसन्द किया था। १३ भारतीय नगरों 
में मैंने अपने गायन के कार्यक्रम प्रस्तुत किये और उनमें भारतीय तथा रूसी 
दोनों ही प्रकार के गाने गाये । आखिरी कार्यक्रम समाप्त होने पर इन्डिरा गाधी 
मंच पर झायीं और उन्होंने मुझे एक फूलों की माला भेंट को | 


बह मेरे पिता, के समान थे 


एलीमीरा रागीमोवा 
अज रबाईजान के प्रसिद्ध कलाकार 


भारत के बारे में मेरी दिलचस्पी उसके गीतों से बढ़ी । २१ जनवरी, 
१९६५५ को मास्‍्को में भारत के सम्बन्ध में होने वाले एक उत्सव में मुझे 
आमन्त्रित किया गया था। वहाँ मैंने भारतीय फिल्मों (आवारा, बँजू बावरा) 
से बहुत से गाने गाये । श्रोताश्रों में भारतीय राजदूत श्री के० पी० एस० मेनन 


महान्‌ मानवतावादी / ७६ 


भी थे। कार्यक्रम के बाद श्री मेनन ने मुझे उस आनन्द के लिए धन्यवाद दिया, 
जो कि कार्यक्रम मे उन्हे प्राप्त हुआ था। साथ ही उन्होने कहा कि वे इस 
बार दिल्‍ली जायेंगे, तो प्रधानमन्त्री नेहरू से मेरी चर्चा करेगे | 

मेरी पहली भारत यात्रा से काफी पहले भ्रजरबाईजान के श्रोता भारतीय 
फिल्मों के गानों के मेरे कार्यक्रम सुनते रहे थे और उन्हें पसन्द करते रहे थे । 
यह गाने मैने भारतीय फिल्‍म देखकर याद कर लिये थे और उन्हें जनता को 
सुनाता शुरू कर दिया था। 

सितम्बर १६५७ में मुझे स्वयं जवाहरलाल नेहरू का एक तार मिला। 
उन्होंने मुझे भारत आने का निमन्त्रण दिया था। मेरी खुशी का ठिकाना न 
रहा । कुछ दिन बाद मेने अपने मित्रों से विदा ली और भारत के लिए रवाना 
हो गया । कभी-कभी मुर्भ भ्रटपटा लगता है कि लोग क्यूँ समारोह के बारे में 
जो कि भारत में मेरे स्वागत में श्रायोजित किये गये, बेपनाह सवाल पूछने 
लगते है । मुर्भ: वह अ्रवसर बहुत अच्छी तरह याद है, जबकि मुझे पहली बार 
प्रधानमत्री नेहरू से मिलाया गया । यह रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित शान्ति 
निकेतन विश्वविद्यालय की घटना है । वहाँ मुर्भ, कला विभाग मे प्रथम वर्ष की 
छात्रा के रूप मे दाखिल किया गया था। मेरे सहपाठी मित्रो ने आग्रह किया 
कि जब मैं नेहरू से मिलूं तो मुझे साड़ी पहननी चाहिए | कुछ समय बाद हम 
कई छात्राएँ प्रधानमत्री से मिलने के लिए एक कमरे में गई | वे हमसे उत्साह- 
पूवेक मिले भर थोड़ी ही देर बाद उन्होंने पूछा, “सोवियत संघ से आयी हुई 
लड़की कहाँ है ?” मैं नेहरूजी के ठीक सामने खड़ी हुई थी और महसूस 
कर रही थी कि दूसरी भारतीय लड़कियों के बीच वे मुभे भ्रलग से नहीं 
पहचान पा रहे है। जब उनसे मेरा परिचय कराया गया तो उन्होंने मेरी 
तरफ ऐसे देखा, जैसे परिचय कराने वाले पर विश्वास न कर रहे हों । अपने 
दल के दूसरे सदस्यों की तरफ मुड़ते हुए नेहरू ने कहा, “मैं इस लड़की को कल 
सुबह चाय पर बुला रहा हूं । उस समय मैं इसे' इसकी अपनी राष्ट्रीय वेशभूषा 
में देखना पसन्द करूगा | 

अगले दिन सुबह मैने अपनी अजेरबाईजात की राष्ट्रीय वेशभूषा 
पहनी और जब में नेहरूजी के कमरे पर स्वागत के लिए पहुँची, तो मैंने देखा 
कि शान्ति निकेतत के सभी विदेशी छात्र वहाँ मौजूद थे । मेरा स्वागत करते 
हुए उन्होंने कहा, “अब तुम सचमुच रूसी बन गई हो ।” उस सारे आ्रायोजन 
में में नेहरू के पास बेठी रही । एक मौके पर उन्होंने मुभे श्रजरबाईजान का 
राष्ट्रीय गीत गाने के लिए कहा | मैं नेहरू की सादगी से बहुत प्रभावित हुई । 


८० / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


वह॒ बहुत मजाक करते थे भर ऐसी हँसी हँसते थे जो कि दूसरों को भी हँसा 
देती थी । उन्होने कहा कि तुम आश्चर्यजतक रूप से भारतीय लड़की हो । 
लगता है यह ईश्वर की गलती से हुआ्ना है कि तुम्हें प्रजरबाईजान में पंदा कर 
दिया । 

मेने कुछ प्रजरबाईजान के गाने गाये, इस पर नेहरू ने आग्रह किया कि 
अगर मैं गा सकूं, तो भारतीय गाना भी गाऊं। इस पर मेने भारतीय फिल्मों 
के भी गाने गाये, जो कि रूस में रहते हुए सीखे थे । नेहरू ने मुभसे पूछा कि 
क्या तुम इन गानों का मतलब भी समझती हो ? मैने हाँ की, तो उन्होंने एक- 
0क लाइन की व्याख्या मुझसे करवाई । 

इस बैठक के दौरान नेहुरू बराबर छात्रों से घिरे बेठे रहे । उस स्मरणीय 
बैठक के बाद छात्रों ने मुझे मारतीय कवथित्री मीरा के अ्रनुकरण पर 'भीरा 
दी' कहकर पुकारा | मीरा की कविताओं पर आधारित भारत के राष्ट्रीय गीत 
गाने के लिए बहुत मुश्किल माने जाते हैं | श्रगली बार नेहरू स्नातक छात्रों के 
दीक्षांत समारोह मे शान्तिनिकेतन' श्राये, तो मैने उन्हें मीरा का एक भजन भी 
सुनाया । 

भारत में अपने प्रवास के दौरान मैने और भी बहुत से भारतीय गीत सीखे । 
एक साल पूरा होने के बाद मुझे दूसरे साल भी भारत मे रहने के लिए निमन्त्रित 
किया गया । मैंने प्रसन्‍्ततापुर्वेक इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया ओर दूसरे 
साल भारत में रहकर वहाँ के राष्ट्रीय नृत्यों का श्रभ्यास किया । 

भारत में रहते हुए मै दो बार नेहरू से मिली । बहुत से लोगों ने मुझे 
बताया कि शासकीय काम में व्यस्त रहने के बावजूद नेहरू कभी-कभी विश्व- 
विद्यालय में मेरी प्रगति के बारे मे पूछते रहे हैं । 

शान्तिनिकेतत विश्वविद्यालय में श्रपत्ती शिक्षा पूरी करने के बाद मैं तीन 
बार फिर भारत गई हूं । श्रव नेहरू जीवित नहीं थे । जब में पहली बार नेहरू 
से मिली थी, तो उस घठना को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उसकी याद श्रभी 
तक मेरे मन में ताज़ा है। मैं उस अद्भुत व्यक्ति को हमेशा याद रखूंगी, जिसने 
कि व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए इतना कुछ किया । सच तो यह है कि वे मेरे लिए 
पिता के समान थे । 


महान्‌ मानवतावादी / ५१ 


नये भारत के निर्माता--नेहरू 


रोमन कारमेन 
फिल्म निदेशक, लेनिन पुरस्कार के विजेता 


१९५५ का वह दिन मुझे भ्रमी तक याद है, जबकि जवाहरलाल नेहरू 
मेगनितनाया पव॑त के ऊपर एक प्लेटफार्म पर खड़े हुए थे। यह प्लेटफार्म मेगनीत- 
गोसक नगर की एक ऊँची पहाड़ी पर बताया गया है, जिससे कि वहाँ खड़े 
होकर नगर और आसपास के इलाके को श्रच्छी तरह देखा जा सके । वहाँ खड़े 
हुए नेहरू ने एक रूसी भ्रधिकारी से कहा : यह दृश्य कितना शानदार है श्रोर 
खास तौर से नीचे फैले हुए यह विद्ञाल कारखाने । उन्होंने आगे कहा, हमें ऐसे 
बहुत से कारखाने लगाने होंगे । यह बहुत श्रावर्यक है, क्योंकि भ्रब भारत ने 
झ्राथिक विकास की ओर तेजी से कदम बढ़ा दिये है । 

यह सम्भव है कि उस समय नेहरू अवश्य भिलाई के इस्पात कारखाने के 
बारे में सोच रहे होंगे। क्योंकि कुछ ही वर्ष बाद इस विशाल कारखाने का 
निर्माण कार्यक्रम आरम्भ हो गया । नेहरू से मेरी दूसरी भेंट कुछ साल 
बाद हुई; जबकि एक सोवियत प्रतिनिधि मण्डल के साथ मैं एक फिल्‍म 
के कार्यकर्ता के रूप में वहाँ गया । उस अ्रवसर पर नेहरू ने कई भाषण दिये, 
जो कि विशेष रूप से इन दो महान्‌ देशों के आपसी मैत्री के सम्बन्ध में थे । 
उनके भाषणों से पता चलता था कि उन्हें सोवियत तथा भारत मंत्री से कितना 
प्रेम है और पुराने समय से उनके जो सम्बन्ध रहे हैं, नेहरू उन्हें किस सीमा 
तक आगे ले जाना चाहते थे । 

हमारा फिल्‍मी दस्ता भारत के सम्बन्ध में एक डाकुमेन्टरी फिल्‍म भारत 
का उदय बनाना चाहता था । नेहरू ने हमें आ्रामन्त्रित॒किया । उन्होंने फिल्‍म का 
पूरा कथानक हमसे सुना और उस पर अपनी राय प्रकट की । धीरे-धीरे फिल्म 
से बात आपसी मैत्री-सम्बन्धों पर भ्रा गयी। नेहरू ने हमें अपने देश के लोगों 
के बार में, उसके भूतकाल के बारे में, वर्तेमान स्थितियों के बारे में और 
भविष्य के बारे में बहुत-सी बातें बताई । में उस महापुरुष की बातें बड़े गौर से 
सुन रहा था और मेरे मस्तिष्क की श्राँंख बराबर उस फलक पर लगी हुई थी, 
जिस पर नेहरू का जीवन-संघर्ष चित्रित था। उन्होंने केसे भारत को उपनिवेश- 
वाद के पंजे से मुक्त किया ओर कैसे वे एक महान्‌ विचारक और मानवतावादी 
के रूप में स्थापित हुए । 


प२ / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


उस मेंट के बाद मुझे नेहरू से फिर कई बार मिलने का सौभाग्य मिला | 
मैंने उनके श्रध्ययन-कक्ष में पुस्तकों, तस्वीरों और फोटोग्राफ से घिरे नेहरू की 
फिल्म खींची। उनका घर हमेशा खेलते हुए, मुस्कराते-चहचहाते बच्चों से 
घिरा रहता था। बच्चों के प्रति नेहरू का प्रेम उनके दो नातियों के प्रति 
गहरे आकर्षण में भी देखा जा सकता है। 
बहुत बार मेने नेहरू की ऐसी फिल्में भी खींचीं, जिनमें कि वे उन बच्चों में 
घिरे हुए हैं, जो कि उन्हें बेहद प्यार करते है। 


भारत के महान नागरिक 


निकोलाई पैस्तुरवोब' 
पत्चक्ार 


जवाहरलाल नेहरू ने श्रपना सम्पूर्ण जीवन भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के 
संघर्ष को और वहाँ के लोगों के जीवन को बेहतर बताने के लिए समर्पित कर 
दिया । नेहरू एक असाधारण राजनीतिज्ञ, कट्टर देशभक्त और विश्व शान्ति के 
योद्धा थे। वह एक प्रभावशाली वक्ता और प्रतिभाशाली पत्रकार थे और साथ ही 
अपने देश के इतिहास और संस्क्ृति के बारे में अमित ज्ञान रखने वाले विद्वान 
भी । वह बहुत उदार हृदय, ईमानदार ओर सचमुच महान्‌ थे । 

माक्संवाद-लेनिनवाद और रूस की शअ्रक्तूबर क्रांति ने दुनिया में जो कुछ 
किया, नेहरू ने उसकी भूरी-भूरी प्रशंसा की शौर उन्होंने संसार में पहले समाज- 
वादी देश सोवियत संघ के मानवीय तथा रचनात्मक सिद्धान्तों को बहुत सराहा । 

भारत का राजनैतिक, श्राथिक तथा संस्कृतिक पु]्र्जागरण नेहरू के 
जीवन तथा कार्यों से प्रविभाज्य रूप से जुड़ा है । मारत में प्रावदा के विशेष 
संवाददाता के कार्यकाल में मुझे श्रनेक बार नेहरू से मिलने के अवसर मिले । 
मैंने संसद में, जलसों में तथा श्रौपत्ारिक समारोहो में बहुत बार उनके मापण 
सुने और उनके प्रकार सम्मेलनों में भाग लिया। भारत के उनके दौरों के 
अवसरों पर और सोवियत संघ की यात्राओं में भी मैं उनके साथ रहा । बहुत 
बार भुझे उनसे बातचीत करने का सौभाग्य भी मिला । 

नेहरू की अतिरिक्त सजगता, निर्दोष वेशभूषा, उनके फुरतीलेपन---कुल 


मह!न्‌ मानवतावादी / ८३ 


मिलाकर उनके जादूभरे व्यक्तित्व ने मुर्के बहुत प्रभावित किया । बहुत से मौकों 
पर वह अपने नोट्स को एक तरफ रख देते और सीधे-सीधे जो बात मन में आती, 
उसे ही श्रोताश्रो के सामने प्रस्तुत कर देते । उनमे पर्याप्त मात्रा में शिष्ट तथा 
मधुर हास्य था लेकिन यदि मौका मजबूर करता तो तीखे व्यंग्य-प्रह्मर करने से 
भी वह न चूकते । जब उनके विरोधी उन्हें किसी व्यर्थ के वाद-विवाद में 
उलभाना चाहते तो वह कोई सीधा किन्तु अकाट्य तके उपस्थित करके उनका 
मूँह बंद कर देते | पत्रकार सम्मेलनों में पश्चिमी देशों के, पीछे पड़ जाने वाले, 
संवाददाता एकके बाद एक प्रइन पूछकर उन पर आक्रमण करते तो कभी- 
कभी वह श्रावेश में भ्रा जाते श्रोर उन संवाददाताओ को हतोत्साह कर देने के 
लिए अपने तर्को को ऐसे दबंग तरीके से पेश करते कि संवाददाताओं का उत्साह 
धीमा पड़ जाता । 

इसके विपरीत, समाजवादी दंशों के पत्रकारों के साथ वह बहुत आदर तथा 
विनय का व्यवहार करते । वह हमारी बात बहुत गौर से सुनते और प्रश्नों के 
विस्तृत उत्तर देते । कभी वह किसी प्रश्न को हल्के से मजाक से खारिज कर 
देते लेकिन इस बारे में हमेशा सावधान रहते कि मजाक मजाक ही रहे । 

नेहरू को उनके पूरे जीवन-काल में भारतीय लोगों का अपार. स्लेह प्राप्त 
रहा | सोवियत संघ की जनता ने भी उन्हें बहुत मान दिया | झ्राज हम भारत 
के उस महान्‌ सपुत को हादिक श्रद्धांजलि भ्रपित करते है । हम उन भारत- 
वासियों की भी बहुत सराहना करते हैं जो कि नेहरू द्वारा प्रज्वलित मारत- 
त्रासियों के कल्याण तथा श्रंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ज्वाला को थामे आगे बढ़ रहे 


है। 


८४ / जवाहरलॉल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


नेहरू 
ग्रलिम केशो कोव 


सोवियत कबारदा कवि 


सपने देखने की आ्राजादी ? 
लेकिन एक गरीब 

जिसकी छीन ली गयी है रोटी 
श्र छीन लिया गया है मकान 
सो सकता है ? 

मु्भे शक है--- 

शक है कि जब विदेशी सिपाहियों के बूटों की 
जंगी गड़गड़ाहट के बीच 

भूखे बच्चों की चीखों की आवाज 
डूब जाती है तो कौन है 

जो सो सकता है ! 


सपने देखने की आजादी ? 

लेकिन कोई सो सकता है 

ऐसे देश में 

जो लिपटा हो वाद-विवाद की लपटों में 
झौर जहाँ 


सीमाएँ नहीं, टीसते हुए जख्म 
आदमी और झ्ादमी 

झौर भाषा और भाषा के बीच 
लकीरें खींचते हों ! 

नेहरू ! इस अ्रधेरे पहर में 
स्वावीनता की तुम्हारी पुकार 
सपने में नहीं, सचाई में 

चीरती चली गयी 

परे देश ने गुलामी की भट्टी से बाहर फ्रॉककर 
साँस ली, 

स्वतन्त्रता सेनानियों के दिल 
विश्वास और उत्साह से भर गये । 


तुम्हें बंद कर दिया गया था 
सींखचों में लेकिन तुम्हारी श्रावाज 
पूरे देश में गूजती रही 

लोगों ने बन्दूके उठा लीं 

ओर शरोक हो गये उस दस्ते में 
जो तुम्हारे झंडे के नीचे खड़ा 
स्वतन्त्रता संग्राम में तुम्हारे 

पीछे चलने की प्रतीक्षा कर रहा था । 
आखिर युद्ध का समय आया 
लोगों ने अपनी बन्दूकें मर लीं 
बारूद से ? नहीं, विदेशियों के 
प्रति तीखी घृणा से 

प्रतिकार की अजेय तलवार 

खिच गयी 

तुमने युद्ध का आाद्वान किया 
श्रौर तुम्हारे नेतृत्व में 

जनता की विजय हुई । 


८६ / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


सूरज और चाँद 


सेमुअल मारशक 
सोवियत कवि 


नीले निरभ्र आकाश के नीचे 

काँपती हुई लहरें दोड़ रही है 

एक चमचमाता स्टीमर घर की तरफ लौट रहा है 
पूरा दृश्य सूरज की सफेद धूप से नहाया है 


दूर भारत से आने वाला यह स्टीमर 
लाया है--मित्रता की एक मधुर भेंट 
इसमें एक अनोखा सामान है 

दो अद्भुत जीव 


जैसे ही स्टीमर ओदेसा में पहुँचा 
हजारों लोग स्वागत में उमड़ पड़े 
लोग जो फूलों की मालाएँ लिये बैठे थे 
उनमें सबसे आगे हैं बच्चे 


दूर से और नजदीक से 
आते ही रहते हैं श्रोदेसा में जहाज 


लेकिन कह सकता है कोई 
उन जहाजों में झ्ाये हों कभी 
सूरज और चाँद ? 


ये दो श्राने वाले अद्भुत जीव 

था रहे हैं शायद सीधे आकाश से 

नहीं, ये तो हैं सिफे नाम उन बच्चों के 
हाथी के बच्चों के, जो श्रा रहे हैं साथ-साथ 


सूरज ओर चाँद / ८५७ 


ये भारतीय मेहमान खड़े हैं चुपचाप 
हाथियों को पसंद नहीं है शोर और झ्रावाज 
भारत की झ्रोर से नेहरू ने भेजा है उन्हें 
सोवियत लड़कियों और लड़कों के लिए 


भारत से वे लाये हैं एक पत्र 

भारत जो कि हमसे है इतनी दूर 
सीधी भाषा में यह पत्र एक ऐलान है 
ऐलान कि शांति के प्रहरी हैं वे 


सूरज और चाँद सस्‍्टीमर से उतरते हैं 
झौर चल देते हैं सीधे बाहर की तरफ 
सधे कदमों से वे धीरे-धीरे चलते हैं 
सूंड उनकी लटक रही है नीचे 


अपनी यात्रा में उन्होंने ग्राधी दुनिया देखी है 
वे कितने शांत हैं और कितने शानदार 

ग्रब वे हमारे सोवियत देश में धीरे-धीरे 

बड़े हो जायेंगे ठीक मकानों की तरह 

दूर देश से आने वाले इन मेहमानों का 
हादिक स्वागत किया है हमसे 

दोनों देशों की मित्रता निरंतर बढ़ती रहे 
जैसे कि हाथी के ये दोनों बच्चे । 


सोवियतलेंड, क्षं० २०, १६५५ 


८८ / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


नेहरू की भस्म 


मिद जा केम्पे 
सोवियत लिथुआानिया कवियित्नी 


मैं कभी साक्षात शरीर थी और अब 
केवल भस्म हूँ 

सुनो, भस्म क्‍या कहती है। 

मु्भे उठाशो, श्राकाश तक उठाशो 
मै पंखों वाली भस्म हूँ और 

उड़ना चाहती हूँ ! 


मुर्भे नीले ग्राकाश तक उठाओ्ो और वहाँ से 

बिखेर दो पूरे भारत की छाती पर 

उसे पूरे को ढक दो 

जैसे एक आँचल से 

और तब में धीरे-धीरे फुसफुसा कर कहूँगी : 

--माँ, क्या तुम मेरे स्पर्श को महसूस कर रही हो ! 
जीवन हो या मृत्यु 

में ज्वाला रह या बन जाऊँ भस्म 

मैने अपने को पूरी तरह 

तुम्हें समपित कर दिया है 


मुझे छाती से लगाकर 

भारत माता कह॒ती है--- 

बिता शब्दों के चुपचाप : 

जवाहरलाल, मेरे प्रिय पुत्र, में तुके आराम से 
नहीं बैठने दूंगी और न ही जाने दूंगी 

मृत्यु के मुंह में 

तुम्हारी भस्म ललक रही है 

लाल गुलाब की कलियों के लिए 


नेहरू की भस्म | ८५६ 


तुम्हारे जीवतल का कमल 
सदा-सदा मुभमें खिला रहेगा । 


में कभी समुद्र की हरी लहर की तरह 
था अजेय 

और अब बन गया हूँ-- 

शांत मटमेली भस्म 

सुनो, भस्म क्या कहुती है : 

“--मुभमें से एक मुद्दी भर उठाओो और उसे बहा दो 
इलाहाबाद में गंगा के किनारे से 

वहाँ से में पहुँच जाऊंगी 

अनन्तता की गंगा में 

वह मुझे बहाकर ले जाएगी धीरे-धीरे 
झौर फैला देगी दुनिया भर के 

समुद्रों में 


में मनुष्य के विचारों को 

श्र वे मुभसे पूछेंगे : 

--शांति के मित्र, 

तुम चुप क्‍यों हो ? 

सब इकटटे हो जाओ और एक-दूसरे के गले लगो 
ऐसी भस्म को सिर पर लगाओो 

लहर पुकार कर उत्तर देगी 

और एक दूसरी लहर का आलिगन करके 

स्वयं उसमें विलीन हो जाएगी 

और फिर वह लहर इस श्रशांत संसार में 

आगे बढ़ती रहेगी 

बढ़ती रहेगी हर जगह प्रेम और शांति पुकारते हुए 
प्रेम और शांति । 


“-सोवियतलेंड, सं० १०, १६६४५ 


६० / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


जवाहरलाल नेहरू के बाक आने पर 


तौफीक बेराम 
सोवियत ग्रजरब॑जानियायी कवि 


तुमने उसे कहाँ देखा ? 

संसार के इस पवित्र नगर में । 

तुमने उसे सबसे पहले कहाँ सुना ? 

वहाँ, जहाँ कि मेरी जन्मभृमि है । 

तो फिर उससे मिले कैसे ? 

मैंने उसे फूलों से लाद दिया'** 

आर तब हर सड़क पर और 

हर गली में, मैने बिखेर दी 

मुस्कानें और करतल ध्वनि । 

मुझे बताझो कि उसका आलिगन कैसे किया जाय ? 
आलिगनत--बाबेकों की विशाल भुजाझओं में । 
उस पृथ्वीपुत्र का स्वागत कैसे किया ? 

- बीर केरेग्लुओं के आत्मसम्मान के साथ । 
तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया ? 
अपने सन की पूरी उष्णता से । 

मैंने कामना की--- 

यह मित्रता और यह प्रात्मविश्वास 

ठीक कपाज की तरह 

दृढ़ और चिरायु हो ! 


मुझे; याद है--खूब याद है-- 

जनता का वह उमड़ता हुझा समुद्र 

हमारे सबसे प्रिय मेहमान को 

दिया गया पर्वत शिखर जैसा सम्मान । 
वह उस राष्ट्र का मस्तिष्क और प्राण था 
जो क्रि श्रपनी स्वाधीनता के लिए लड़ा । 


जवाहरलाल नेहरू के बाक्‌ आने पर / ६१ 


उसके भूरे बाल 

गंगा की चाँदी जैसी लहरों के समान थे । 
तुमने देखा--उसकी आँखें 

कसी चमकीली थीं ! 

उसका उदार सहयोग 

सभी के लिए सुलभ था । 


मैंने उसे देखा और फिर 

देखा स्वयं अपने को-- 

उस प्राचीन तथा एकान्त जगह में । 

मैने देखा---दिलली और कलकत्ता 

खुली भुजाशों से मेरा स्वागत । 

मैंने उसकी तरफ देखा और 

मुझे याद झ्राया--भारत 

उसकी धरती और आकाश 

झौर फिर याद आया--- 

स्वतन्त्रता के प्रकाश का उदगाता 

प्रोमेथियुस । 

बाकू के तमाम निवासियों ने हएष ध्वनि की 
उन हाथों के स्वागत में 

जिन्होंने तोड़ दी भ्रंग्रेजी दासता की जंजीरें। 
सब उसे स्वतन्त्रता सेनानी कहते हैं 

लेकिन जवाहरलाल नेहरू तो 

पूरी दुनिया के लोगों का जवाहर श्रौर लाल था । 


मैं उसकी यात्रा को कभी नहीं भूलूँगा । 

वह दृय मुझे हमेशा याद रहेगा--- 

मैं आगे बढ़ा और भीड़ में शामिल हो गया 
“हो सकता है--वह मुझे देखें।” 

मैं हाथ में फूलों का एक गुच्छा लिये हुए 
भीड़ को चीरता हुआ भागे बढ़ा 

लेकिन मेरा हाथ उसके हाथ तक नहीं पहुँचा 


६२ / जवाहरलाल नेहरू ; सोवियत दृष्टि में 


और तब मुझे उसकी मधुर झ्रावाज सुनायी दी । 
हो सकता है--उसने मुझे सम्बोधित किया हो, 
हो सकता है--उसने मुझे बधाई दी हो 

लेकिन लोगों ने बताया 

उसने तो मेरे पूर देश को पुकारा था । 

जसे' ही उसने अपना हाथ हवा में लहराया 

मेरे देश के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गयी । 
लगा ज॑से कि पूरा श्रजरबाइजान 

पूरे हिन्दुस्तन के गले लग रहा है । 

उसऊी श्राँखों में करोड़ों हिन्दुस्तानियों की 
आँखों की चमक आ गयी 

शौर उसके होंठों पर 

करोड़ों होंठों की मुस्कान खेल गयी । 


वह दो दिन तक हमारा मेहमान रहा 

और इस बीच पूरा देश 

उसके स्वागत में जागता रहा । 

मैने पूरी रात अपने दरवाजे खुले रखे 

कही ऐसा न हो कि रात में वह आरा जाये । 

मेरे यहाँ नहीं तो वह पड़ोसी के यहाँ श्रा जाये 
इसलिए मैं सारी रात जागता रहा 

लेकिन व्यर्थ, वह नहीं आया 

आइचये ! तब मुझे एक सपना दिखायी दिया--- 
भविष्य में मैं मेहमान बन कर उसके यहाँ गया हूँ । 
मैं बछचा था और उस समय ये सपने 

कितने अच्छे और कितने लुभावने लगते थे ! 
और तब मैंने कामना की-- 

प्यारे जवाहरलाल स्थायी मेहमान बनकर रहे 
मेरे देश के लोगों के दिलों में ! 


“-सोवियतलेड, संख्या २१, १९७२ 


जवाहरलाल नेहरू के बाक आने पर | ढेरे 


नेहरू और 'सोवियतलंड' पत्रिका 


“भारत गणतंत्र की चौदहवीं वर्षगाँठ पर मैं सोवियतलेड को अपनी 
शुभकामनाएँ भेजता हूँ । इन चौदह वर्षो मे हमें बहुत-नी सफलताएँ भिली हैं 
तो कुछ असफलताएँ भी। हम असफलतागओ्रों से हतोत्साह नहीं हुए हैं । वे 
भविष्य के प्रयत्नों के लिए प्रेरक बनती है । हमें विश्वास है कि ये प्रयत्त सफल 
होगे और जो काम हमारे सामने है, उसमें हमें सफलता मिलेगी । यह काम है 
आधुनिक विज्ञान ओर तकनीक पर भझ्राधारित खेती तथा उद्योग का विकास 
करना श्रर्थात्‌ एक नये भारत का निर्माण करना और अपने देश के लोगों के 
जीवन-घ्तर को ऊपर उठाना । हम समाजवादी व्यवस्था की ओर श्रागे बढ़ना 
चाहते हैं । 

“इस महातन्‌ काम में हमें दूसरे देशों के मित्रों से और विशेष रूप से सोवियत 
संघ से बहुत सहायता मिली है। सोवियत संघ से हमारे बहुत ही घनिष्ठ मैत्री 
सम्बन्ध है और आशा है कि ये सम्बन्ध न केवल बने रहेंगे बल्कि निकटतर 
होते जायेंगे । 

भारत में सोवियत दूतावास द्वारा प्रकाशित 'सोवियतलेंड' अंग्रेजी पत्रिका 
को नेहरू की तरफ से भेजा गया यह अंतिम बधाई-संदेश है । इस पत्रिका का' 
प्रकाशन भारत के राजनंतिक स्वाधीनता प्राप्त करने के कुछ ही समय बाद 
नवम्बर (६४७ में किया गया था। तब से यह पत्रिका निरंतर भारत तथा 
सोवियत संघ के मंत्री सम्बन्धों के आरम्भ से लेकर सुदृढ़ होने तक की उनकी 


4 'सोवियतलेंड', १६६४, सं० २ 


६४ / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दुष्टि में 


प्रगति को भौर विभिन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच होने वाले आपसी सहयोग 
को प्रस्तुत करती रही है। भारतीय पाठकों के सामने सोवियत जीवन की 
वास्तविकता को प्रस्तुत करने के लिए इस पत्रिका ने एक भरोखे का काम 
किया है और साथ ही साथ दोनों महान्‌ देशों के बीच निरन्तर बढ़ रहे सम्बन्धों 
के प्रत्येक पक्ष को विस्तारपुवेक प्रस्तुत किया है। इस क्षेत्र में स्वतंत्र भारत के 
प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा किये गये प्रयत्नों को 'सोवियतलेड' ने प्रमुखता देकर 
प्रकाशित किया है। 

पत्निका ने नेहरू के सम्बन्ध में बहुत से लेख प्रकाशित किये हैं। भारत 
को श्रौद्योगिक दृष्टि से एक आत्मनिरभर देश बनाने की नेहरू की नीति श्रौर 
उनकी गुटनिरपेक्षता तथा शातिपूर्ण सहग्नस्तित्व और साथ ही विश्वशांति 
तथा निःशस्त्रीकरण के क्षेत्रों में किये गये उनके ग्रथक प्रयत्नों पर सोवियत संघ' 
के अग्रणी पत्रकारों तथा वरिष्ठ राजन॑तिक विश्लेषकों के लेख प्रकाशित किये 
गये हैं । 

नेहरू समय-समय पर पत्रिका के अनुरोध पर पाठकों के लिए बधाई-संदेश 
देते रहे हैं और भारत-सोवियत मैत्री सम्बन्धों के बारे में भारत सरकार के 
दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए इंटरव्यू देते रहे है । 

यही कारण था कि नेहरू की मृत्यु का समाचार पाकर पत्रिका के सभी 
कर्मचारी शोक में डूब गये । पत्रिका की १६६४ की १शवीं संख्या के एक 
विशेष परिशिष्ट में जो शोक-सूचना प्रकाशित की गयी उसमें लिखा था, 
“श्री जवाहरलाल नेहरू के दुखद देहावसान से हम सबको गहरा धक्‍का लगा 
है । उनकी मृत्यु भारत के लिए और फिर पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी हानि 
है । नेहरू के रूप में भारत ने एक महान्‌ सपूतत भर प्रिय नेता खो दिया है । 
सोवियत संघ ने भ्रपता एक अच्छा दोस्त खो दिया है और बाकी दुनिया ने एक 
महत्त्वपूर्ण राजनैतिज्ञ खो दिया है।” 

भारत के महान्‌ सपुत और सोवियत संघ के परम मित्र जवाहरलाल नेहरू 
की स्मृति को श्रक्षय बनाने के लिए 'सोवियतलैड” ने १६६४ में “सोवियत- 
भारत मंत्री की छढ़ता के लिए” एक कोष स्थापित किया । इस कोष से प्रति 
वर्ष सोवियत-मारत मैत्री तथा विश्व-शांति को समर्पित, सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक 
रचनाओं तथा पत्रकारिता पर जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किये जाते 
हैं । नेहरू पुरस्कार रूसी तथा सोवियत संघ की अन्य भाषाओं की क्लासकीय 
साहित्यिक रचनाप्नों के भारतीय भाषाओं में श्रेष्ठ अ्नुवादों पर भी दिये जाते 
है। इसके अ्रतिरिक्त नेहरू पुरस्कार जन-तेताश्रों, कला के क्षेत्र के प्रमुख 


नेहरू श्र सोवियत लैण्ड्पत्रिका / ६५ 


व्यक्तियों, वैज्ञानिकों तथा अ्रध्यापकों को भारत-सोवियत मैत्री को दृढ करने के 
लिए किये गये उनके प्रयत्नों पर भी प्रदान किये जाते हैं । इसके ग्रतिरिक्त बाल 
चित्रकला प्रतियोगिटा के पाँच विजेता बच्चों को भी पुरस्कार दिये जाते हैं । 

प्रत्येक वर्ष साहित्य तथा पत्रकारिता के प्रथम पुरस्कार [विजेताओं को 
सोवियत संघ की दो सप्ताह की निःशुल्क यात्रा करायी जाती है और बाल 
चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता पाँच भारतीय बच्चों को क्रीमिया के आरटेंक 
बाल अभ्रवकाश शिविर में बिना कुछ खर्च किये एक-एक मास की छूट्टी बिताने 
का अवसर दिया जाता है। 

सोवियतलैड' द्वारा जवाहरलाल नेहुरू पुरस्कारों को स्थापना की गयी 
तो शासकीय तथा जननेताग्रों श्लोर बुद्धिजीवियों द्वारा इसकी बहुत सराहना 
की गयी । इस अ्रवसर पर बहुत से प्रमुश्न व्यक्तियों के जो संदेश प्राप्त हुए 
उनमें तत्कालीन राष्ट्रपति संवंपलली राधाकृष्णन तथा प्रधानमंत्री लाल 
बहादुरशास्त्री के संदेश भी थे। भारत के राष्ट्रपति ने अपने संदेश मे कहा, ' मुझे 
यह जानकर बहुत प्रसन्‍नता हुई कि सोवियतलेड भारतीय भाषाओं में मारत- 
सोवियत मैँत्री को प्रोत्साहित करने वाली तथा विश्वशांति की पक्षधर 
साहित्यिक तथा पत्रकारिक रचनाओं पर स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल 
नेहरू की स्मृति में कई अ्रच्छे पुरस्कार आरंभ कर रहा है । 

“हम सोवियत संघ की मंत्री की क॒द्र करते हैं और मुभे. पूर्ण विश्वास है 
कि सोवियतलेड भारतीय विद्वानों को दिये जाने वाले जिन पुरस्कारों की 
घोषणा कर रहा है, वे निएुचय ही विभिन्‍न क्षेत्रों में हमारे दोनों देशों के बीच 
आपसी समभझ-बूक और सहयोग को बढ़ावा देंगे ।””* 

प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने अपने संदेश में कहा, “विश्वशांति 
जो कि पंडितजी को बहुत प्रिय थी, उस महान्‌ लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में 
भारतीय तथा सोवियत जनता की मित्रता की निरन्तर प्रगति से बहुत अधिक 
सहायता मिली है। मैं पुरस्कार विजेताओं को श्रपती हादिक बधाई श्रौर 
शुभकामनाएँ भेजता हूँ ।”' 

नेहरू पुरस्कार समिति के भ्रध्यक्ष, प्रख्यात जननेता के. पी. एस, मेलन ने 
प्रपने संदेश में पत्रिका के सम्पादकों की भावनाओं को बहुत संतुलित शब्दों 
में अभिव्यक्त किया, 'सोवियतलेड' इन पुरस्कारों को आरम्भ करके नेहरू की 


१. सोवियतलेड, १६६५, स्रख्या २४। 
२. वही । 


६६ [ जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


बहुमुखी प्रतिभा के एक पक्ष को अच्छी श्रद्धांजलि अपित कर रहा है'** 
जवाहरलाल नेहरू के कवि, देश-मक्‍त तथा राजनीतिज्ञ विभिन्‍न पक्षों को एक- 
जुट करने वाले सूत्र को और पूरी दुनिया में शांति कायम करने तथा मनुष्य- 
मनुष्य और देश-देश को एक-दूसरे के निकट लाने के लिए भारत और 
सोवियत संघ की आपसी मैत्री के सूत्र को सोवियतलेंड ने बहुत सम्मानपूर्ण 
गौर शानदार स्वीकृति दी है |! 

उस अवसर पर इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में दूसरी बहुत-सी बातों के 
साथ यह भी कहा, “वह (जवाहरलाल नेहरू--सं ०) कई कारणों से सोवियत 
संघ की बहुत प्रशंसा करते थे । मूलतः तो इसलिए कि देश की जनता को एक 
नया जीवन देने के लिए सबसे पहले सोवियत संघ में ही इतना बड़ा श्रभियान 
चलाया गया; दूसरे इसलिए कि वहाँ नारी जाति के प्रति व्यवहार का एक 
नया मापदण्ड स्थापित किया गया और फिर वहाँ की वैज्ञानिक तथा तकतन्तीकी 
प्रगति के लिए ।” इसके बाद उन्होंने नेहरू की सोवियत यात्राश्रों और उनके 
एवज में सोवियत नेताश्ों की भारत यात्राह्रों की चर्चा करने के बाद कहा, 
“इससे दुनिया में एक नयी प्र क्रिया का आरम्भ हुआ | 

“जवाहरलाल नेहरू विभिन्‍न देशों के बीच पुलों के निर्माण में विश्वास 
करते थे । सोवियतलेड नेहरू पुरस्कार समिति की स्थापना नेहरू के उस काम 
को भ्रागे बढ़ाना है। मुझे विश्वास है कि मविष्य में दोनों देशों के बीच ऐसे 
और भी बहुत से पुल बनाये जायेगे ।”' 

अगले वर्ष जब कि इंदिरा गाधी अपने देश की प्रधान मंत्री बन चुकी थीं, 
उन्होने पुरस्कार विजेताशों के एक नये दल का स्वागत करते हुए भारत- 
सोवियत मैत्री के महत्त्व पर जोर दिया और कहा, “यह केवल दो देशों की 
सरकारों के बीच की मित्रता नहीं बल्कि दो पड़ोप्ती देशों की जनता की मित्रता 
है । यह मित्रता आपसी लेन-देन पर नहीं, बल्कि कुछ निश्चित सिद्धांतों पर 
ग्रधारित है। यह मित्रता पूरी दुनिया के हित में है । ३ 

नेहरू पुरस्कार विजेताओं की सूची में ऐसे लेखक, कवि, पत्रकार तथा 
कलाकार सम्मिलित हैं जैसे सुमित्रानन्दन पंत, हरिवंशराय बच्चन, शंकर 
कुरुप, वी. एस. मेनन, कृष्णचन्दर, आर. के. करंजिया, पी. वी. गाडगिल, 


१. सोवियतलेड, १६६४५, संख्या २४। 
२. वही । 
३. सोवियतलेड, १९६५, सख्या २४। 


नेहरू भौर सोवियतलेड पत्रिका | ६७ 


एंल, एन. भावे, विनोद कईणादिकर, वुन्दोवनलाल वर्मा, मखदूम मोहिउद्दीन, 
अली सरदार जाफ़री, बनारसीदास चतुर्वेदी और दूसरे बहुत से लोग । 

१६६७ में भारत सरकार ने सोवियत संघ के बुद्धिजीवियों-लेखकों, 
कवियों, पत्रकारों, चित्रकारों को, वेज्ञानिकों, जिन्होंने मारत-सोवियत मैत्री को 
दृढ़ बनाने और सोवियत जनता को भारत के इतिहास, संस्कृति तथा यहाँ की 
वर्तमान स्थिति से परिचित कराने में महत्त्वपूर्ण भ्रमिका निभायी है, प्रतिवर्ष 
नेहरू पुरस्कार देने का निश्वय किया । सोवियत प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन 
नेहरू पुरस्कार समिति के संरक्षक हैं । 

कवि मायोजेलेतिस, चित्रकार वेसिली चुकोव, संगीतकार सरजेई बाला- 
सानन्‍्यान तथा वैज्ञानिक येवजेनी चेलीशेव नेहरू पुरस्कार पाने वाले बहुत से 
विजेताश्रों में से कुछ सुपरिचित नाम हैं । ये पुरस्कार उस महान्‌ मानवतावादी, 
देशमकत और विश्वशाति तथा दुनिया-भर के लोगों की खुशहाली के प्रहरी 
जवाहरलाल की स्मृति को अश्षय बनाये रखने के लिए दिये जाते है। 


९८ / जवाहरलान नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


चाचा नेहरू 


नेहरू बच्चों के बहुत अच्छे मित्र थे । सोवियत बच्चे भी उन्हें उतना ही 
प्यार करते थे जितना कि नेहरू बच्चों को । नेहुरू कहा करते थे कि उन्हें बच्चों 
से बातें करने और यहाँ तक कि उनके साथ खेलने का भी बहुत शौक है। 
उन्होंने कहा है कि जब वह बच्चों के बीच होते हैं तो भ्रपनी उम्र भूल जाते हैं। 

बच्चों के लिए उनके घर के दरवाजे सदा खुले थे। जब कभी भी समय 

मिलता, वह भारत के नन्हे नागरिकों को अपने यहाँ बुलाते । वह उनसे तरह- 
तरह की बातें करते । उन्हें सृष्टि के अनन्त सौन्दय के बारे में, देश-भक्ति के 
बारे में, विभिन्‍न देशो की मित्रता और भाईचारे के बारे में बताते । नेहरू बच्चों 
के जीवन को ज्यादा से ,ज्यादा खूबसूरत श्र खुशहाल बनाने के लिए जो कुछ 
कर सकते थे, उन्होंने किया । 

नेहरू जव-जब शासकीय यात्राओ्रों पर सोवियत संघ गये तो वहाँ के बच्चों 
ने बहुत उत्साह के साथ उनका स्वागत किया । नेहरू बाल भवनों में अथवा 
छोटे बच्चों के कैम्पों में जाते तो बच्चे फूलों से उनका स्वागत करते और गले में 
बाँधने का लाल रंग का रूमाल उनकी गर्दन के चारों तरफ लपेट देते । वे उन्हें 
आकर्षक खिलौने भेंट करते, सपनों में चाचा नेहरू को देखते और उन्हें बड़े 
प्यारे पत्र लिखते । 

मास्को के बोडिंग स्कूल संख्या-१३ के छात्रों द्वारा नेहरू को १९५६९ में 
लिखा गया एक अनोखा पत्र यहाँ प्रस्तुत है ५ 

“प्रिय चाचा जवाहरलाल नेहरू, 

यह पत्र सोवियत संघ के बच्चों के दल ने लिखा है | हमें मालूम है कि १४ 


चाचा नेहरू / ६९ 


नवम्बर को आप अ्रपना जन्म-दिन मनायेगे । इसी लिए हम यह पत्र भेज रहे हैं । 
अफसोस है कि इस अवसर पर आपको एक पुष्पहार भेंट करने के लिए हम 
भारत नहीं भ्रा सकते । अधिक से अधिक हम जो कुछ कर सकते हैं, वह यही 
कि आपके स्वास्थ्य और हजार वर्ष की लम्बी उम्र की कामना करते हुए यह 
पत्र लिख रहे हैं । 

“चाचा नेहरू, हालाँकि हमें कमी भी आपसे भिलने का सौभाग्य प्राप्त 
नहीं हुआ लेकिन हम प्राय: सोचते हैं कि वह दिन कब श्रायेगा, जब हम श्रापके 
साथ बैठकर विश्व-शांति और भारत के लोगों के जीवन के बारे में बातें 
करेंगे । हमारे अध्यापकों ने हमें बताया है कि श्राप भारत के लोगों के लिए 
और साथ ही पूरी दुनिया के लोगों के लिए शांति की व्यवस्था करने के महान्‌ 
कार्य में मन-प्राण से लगे हैं । हमें मालूम है कि भारत में श्रापका जन्म-दिवस 
बाल-दिवस के रूप में मनाया जाता है। 

“हम--सोवियत बच्चों ने इस अवसर पर श्रापको कुछ बहुत खूबसूरत भेंट 
देने का तिश्चय किया है। हमारे स्कूल की प्रथम कक्षा की छात्रा ओल्पा फोमी- 
चोवा ने एक रूमाल पर आपका नाम रेशमी धागों से काढ़ा है । इस काम में 
दस दिन लगे | उसने रूमाल पर झ्रापका नाम हिन्दी अक्षरों में काढ़ा है । 
इस स्कूल में हम सब बच्चे हिंदी और उद्ृू पढ़ रहे है । पाँचवीं और छठी 
कक्षाओं के बच्चे कुछ भारतीय भाषाओं को पढ़ने और लिखने लगे हैं लेकिन 
हममें सबसे छोटा बच्चा भी 'शान्ति' झौर “मित्रता शब्दों से परिचित है । 
सोवियत संघ में हर व्यवित 'हिन्दी-रूसी भाई-माई! ” शब्दों से परिचित है । लेकिन 
हमारे स्कूल के बच्चे भारत के बारे में दूसरे सोवियत बच्चों से अधिक जानते 
हैं, क्योंकि यह्‌ भारतीय भाषाओ्रों का एक विशेष स्कूल है। यहाँ बहुत से विषय 
भारतीय भाषाझो के माध्यम से ही पढ़ाये जाते हैं। हम भारतीय भाषाश्रो के 
पाठों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं ओर उससे भी ज्यादा दिलचस्पी बाल यात्रियों 
का भारत क्लब' में लेते हैं । 

“हम भारत की परी-कथाओ्रं और कविता को बहुत शौक से पढ़ते हैं, साथ 
ही प्राचीन भारत के बारे में लिखी गईं कहानियो में भी हमारी बहुत दिलचस्पी 
है । हमारे भ्रध्यापक ने बताया कि भिलाई कारखाने ने इस्पात का उत्पादन 
शुरू कर दिया है। इस पर हमने अपने भ्रध्यापक से अनुरोध किया कि वह हमें 
तीन बार *हुर्रा करने की अ्रनुमति दें। भ्रध्यापक ने धीरे से हुर्रा करने की अनु- 
मति दे दी, जिससे कि दूसरी कक्षाओं के बच्चों का ध्यान न बेटे | हमारी कोशिश 
के बावजूद दूसरी कक्षाओं के बच्चों ने हमारी श्रावाज सुनी श्ौर बाद में पूछा 


१०० / जबहारलाल नेहरू : सोवियत दुष्ट में 


कि किस शुभ अवसर के लिए 'हुर्र! किया गया था। 

“चाचा नेहरू, हम भारत के बारे में और अ्रधिक जानने के लिए निरंतर 
प्रयत्न कर रहे हैं श्रोर जब कोई भी मारतीय हमारे स्कूल में आते है तो हमे 
बहुत खुशी होती है। 

“प्रिय चाचा नेहरू, यह बहुत मजेदार बात हो कि अ्रगर आप भी हमारे 
स्कूल को देखने के लिए श्रायें। जब श्राप आयेंगे तो हम श्रापको बहुत ही 
स्वादिष्ट केक और अपने स्कूल के बागीचे के सेव पेश करेंगे । हमे बताया गया 
है कि कुछ वर्ष पहले श्राप सोवियत संघ की यात्रा पर झाये थे ओर हमसे बड़े 
छात्रों ने श्रापको देखा था | भ्रफसोस्त ” उस समय हम बहुत ही छोटे थे । इस- 
लिए हम आशा करते हैं कि आप एक बार फिर हमारे देश की यात्रा पर और 
हमारे इस स्कूल में भी आयेंगे अगर आप शझाये तो हमें बहुत ही खुशी होगी। 

“ग्रच्छा चाचा नेहरू, विदा। इस्त पत्र के साथ एक पासंल भी आपको 
मिलेगा । इसमें कुछ ऐसी दीजें हैं जिन्हें कि हम बच्चों ने आपके लिए अपने 
हाथों से तैयार किया है। एक बार फिर आपको हादिक बधाई और शुभ 
कामनाएँ । 

“सादर, आपके सोवियत मित्र-- 

इरियाना सिमिनोबा, तात्याना, जोतिना व्याचेस्लेव युवकों, वलेरी बुजि- 
नोब, आन्द्रेई नेमेदोव, अनान्ते कोनोव और आइयगोर प्रगेयेव 

मास्को के बोडिग स्कूल नं० २३ के सभी छात्रों की ओर से ।” 

इस पत्र के लेखक तब से अभ्रब तक बड़े हो गये हैं श्रौर उन सभी के मन 
में नेहरू की मीठी यादें बसी हैं। उनके पत्र में नेहरू के प्रति सम्मात और प्रेम 
की जो भावना अभिव्यकत हुई है वह निश्चय ही पूरे सोवियत देश के निवासियों 
की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है और उनके मत में नेहरू तथा उनके 
देश व निवासियों के प्रति जो प्रेम व श्रादर है, उसे अ्भिव्यक्त करती है । 


चाचा नेहरू / १०१ 


रामायर के प्रदशन के अ्रवसर पर नेहरू 


“गनेडी पेचनिकोव 
सोवियत संघ के एक प्रसिद्ध कलाकार, नेहरू पुरस्कार 
के विजेता। सम्प्रति मास्को की केद्रीय बाल नाट्य 
संस्था से सम्बद्ध | संस्था द्वारा १६६० में किये गये 
रामायण के पहले प्रदर्शन से प्रब॒ तक राम का अभिनय 
करते रहे हैं भौर प्रदर्शन के निदेशक भी रहे हैं। 
जवाहरलाल नेहरू अपनी सोवियत यात्रा के दौरान 
इस प्रदर्शन को देखने गये तो उस समय की बहुत-सी 
मधुर यादे आज भी संस्था के सदस्यो के दिलों में है। 
१६७४ के साल में मास्को की बाल-नादय संस्था भारत 
की यात्रा पर झायी थी । 


सितम्बर १६६१ में नेहरू मास्कों में थे । ८ सितम्बर को हमें रामायण का 
मंचन प्रस्तुत करता था। उस दिन सुबह सवेरे हमें बताया गया कि श्रोताओ्रों 
में स्वयं जवाहरलाल नेहरू भी रहेंगे । हमारे लिए यह विश्वास करना मुश्किल 
था कि एक इतना महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हमारे प्रदर्शन को देखने के लिए समय 
निकालेगा । भ्रसल में, हमें मालूम था कि उनके हर मिनट का कार्यक्रम पूर्व 
निश्चित है । इसके बावजूद हमें श्राशा बँध गयी कि वह अ्रवश्य आ्रायेंगे । हमें 
याद आया कि उन्होंने श्रपनी पुस्तक 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया” में रामायण और 
महाभारत” दो महान भारतीय महाकाव्यों के बारे में क्‍या लिखा है। 
नेहरू ने लिखा है कि इन दो महाग्रन्थों का भारतीय जनता के दिलों पंर बहुत 
गहरा प्रभाव पड़ा, है और आ्राज भी ये दोनों ग्रन्थ मारतीय जनता की मान- 
सिकता की संरचना के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रामायण 
ते हम लोगों के मन में भारतीय संस्कृति के प्रति श्लौर साथ ही उसके इतिहास, 
सांस्कृतिक विरासत और जनता के प्रति गहरी दिलचस्पी पैदा की है। हमें 
विश्वास था कि रामायण के पात्र जो कि हर भारतीय को बचपन से ही प्रिय 
होते हैं, रूस जैसे भारत के मित्र देश में प्रस्तुत किये जायेंगे तो नेहरू को 
झवश्य ही आकर्षित करेंगे । 

हम सब--भ्रभिनेता, निर्देशक, रूपसज्जाकार तथा दर्शक व्यग्रतापूर्वक 
अपने विशेष भ्रतिथि के श्रागमन की प्रतीक्षा कर रहे थे । प्रदर्शन आरम्भ हुए । 


१०२ / जवहारलाल' नेहरू ; सोवियत दृष्टि में 


थोड़ा ही समय हुआ था कि हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा । हमने 
नेहरू को हाल में प्रवेश करते हुए देखा और तमाम दक्षेंकों ने उन्हें पहचान 
लिया । 

मध्यान्तर में नेहरू नाट्यशाला के विशिष्ट कक्ष में पधारे | वहाँ भारत के 
सम्बन्ध में कुछ फोटोग्राफ लगाये गये थे । वहाँ बच्चों ने नेहरू को घेर लिया तो 
वह उनसे बहुत उत्साह के साथ मिले । कुछ मिनट तक उनसे बातें करते रहे 
और फिर उनके साथ फोटो खिंच वाये । उन्होंने दर्शक-पुस्तिका में हस्ताक्षर भी 
किये और श्रन्त में मंच के पीछे कम्पनी के कलाकारों से मिलने के लिए गये । 

नेहरू धीरे-धीरे हमारी तरफ श्रा रहे थे श्रोर अ्रभिनेताशों की तरफ बहुत 
गौर से देख रहे थे जैसे रामायण के पात्रों के साथ उनकी तुलना कर रहे हों । 
निकट आने पर उन्होंने बधाई दी और हमने उनके लिए जो मनोरंजन प्रस्तुत 
किया था, उसके लिए धन्यवाद दिया। मुझे उनका दुढ़ता से हाथ मिलाना, 
उनकी आँखों की स्नेहभरी चमक, उनके चेहरे पर सदा व्याप्त रहने वाली 
मधुर मुस्कान, उनके बटन के काज में लगा वह छोटा-सा गुलाब ओर उनकी 
सफेद टोपी--सभी कुछ बहुत श्रच्छी तरह याद हैं । हमने उनसे एक ग्रुप-फोटो 
खिंचवाने का अनुरोध किया । उन्होंने खुशी से स्वीकार कर लिया । वह सोफा 
पर बैठ गये और प्रदर्शन के बारे में अ्रपनी राय देते रहे । हम सब सावधान थे 
और उनके मुख से प्रशंसा सुनकर बहुत प्रसन्न थे। तभी दूसरे भाग के शुरू 
होने का संकेत देने वाली तीसरी घण्टी बजी । नेहरू ने हम सबसे हाथ मिलाये 
और फिर मिलते का वादा करके अपने बाक्स की तरफ तेजी से चले गये। 
हम सबने जो कि दूसरे भाग में भ्रभिनय कर रहे थे, अ्रच्छे से श्रच्छा अभिनय 
करने का प्रयत्त किया । हमें लग रहा था कि श्राज पूरा भारत, उसका इति- 
हास और उसकी जनता हमें देख रही है । 

हमारे थियेटर में आ्राने से पहले नेहरू बहुत से शासकीय कार्यक्रमों में 
सम्मिलित हो चुके थे और उससे थक गये थे। इसलिए उन्होंने थोड़े आराम और 
मनोरंजन के खयाल से हमारा प्रदर्शन देखने की श्रनुमति दी थी । थियेटर के 
कलाकारों झौर दशकों से मिलकर औझौर अ्रभिनेताश्रों का उत्साहपूर्ण अभिनय 
देखकर नेहरू सचमुच बहुत प्रसन्न थे। 

मुझे विश्वास है कि नेहरू ने बाल-ताट्य संस्था के रामायण के प्रदर्शन 
को देखने की अनुमति बच्चों के प्रति अपने स्वाभाविक प्रेम के कारण भी दी 
होगी । सितम्बर की उस शाम हम सब कलाकार तथा दशेक इस सचाई को 
बार-बार अनुभव करते रहे । 


चाचा नेहरू / १०३ 


नेहरू के जन्म-दिवस १४ नवम्बर, को जो कि भारत में बाल-दिवस के रूप 
में मनाया जाता है, मास्को के केन्द्रीय नाट्य-संस्थान में रामायण का प्रदर्शन 
हुआ । नवम्बर १६७१ में हमारी कम्पनी ने रामायण का १५०वाँ प्रदर्शन 
प्रस्तुत किया । 


बहुत समय नही बीता जबकि केन्द्रीय बाल-वाद्य संस्थान ने निकोलाई 
आ्रास्त्रोवस्की के उपन्यास 'हाउ द स्टील वाज टेम्पर्ड' के इसी ताम के नाट्य- 
रूपान्तर का रिहर्सल पूरा किया । इस नाटक के मंच-निर्देश देते समय मुझे अ्रक्सर 
नेहरू की याद आयी | कारण यह कि नेहरू ने अ्रपत्ती पुस्तक 'मारत की कहानी” 
का समापन मनुष्य जीवन के वास्तविक अर्थ के बारे में आस्त्रोवस्की की प्रसिद्ध 
उक्ति से किया है: “ मनुष्य के पास सबसे मूल्यवान चीज उसका जीवन है। 
यह जीवन क्योकि केवल एक बार जीने के लिए उसे मिला है, इसलिए इसे 
इस तरह जीना चाहिए कि कायरतापूर्ण तुच्छ भूतकाल की शर्म के मारे वह 
कठोर न हो जाये, इस तरह जीना चाहिए कि वह बरसों तक बेमकसद यातना 
न भेलता रहे, इस तरह जीना चाहिए कि मरते समय वह कह सके, 'मेरा पूरा 
जीवन और पूरी शक्ति दुनिया के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य “मनुष्य मात्र की 
मुक्ति' को समर्पित रहे हैं।” 


मेरे विचार से यह सिद्ध करता है कि नेहरू हमारे समय को कितनी 
बारीकी से समभते थे, भविष्य को परखने की उनमें कितनी अद्भुत क्षमता थी 
और सोवियत साहित्य के वे कितने अच्छे पारखी और प्रशंसक थे। इससे यह 
भी प्रकट है कि नेहरू ने सोवियत साहित्य के नायकों से प्रेरणा ग्रहण की और 
वह भारत की नयी पीढ़ी को सचेत करने के प्रति किसी हद तक जागरूक थे। 
इसीलिए उन्होंने सोवियत लेखकों के उपन्यासों के पात्रों के प्रेरक उदाहरणों की 
झोर संकेत किया । 


मुझे १६९७४ में तुलसीकृत रामायण की ४००वीं वर्षगाँठ के भ्रवसर पर 
झ्रायोजित समारोहों में भाग लेने के लिए 'इंडियत काउन्सिल फार कल्चरल 
रिलेशन्स' के निमस्त्रण पर भारत की यात्रा का सौभाग्य मिला । सबसे पह 
मैं नेहरू संग्रहालय देखने गया । वहाँ मैंने दर्शकों की पुस्तिका में लिखा कि 
मास्को के केन्द्रीय बाल नाट्य-संस्थान के कलाकार तथा अन्य कर्मचारी नेहरू 
को सदा याद रखेंगे, क्योंकि हम जब भी रामायण का प्रदर्शन प्रस्तुत करते 
हैंतो हमें उस समय की मधुर स्मृतियाँ घेर लेती हैं, जब कि नेहरू हमारे 
संस्थान को देखने आये थे । 


१०४ / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दुष्टि में 


नेहरू ने श्रपना वादा प्रा कियां 


मिरजा मखमुतोव 


तातार स्वायत्तता प्राप्त सोवियत समाजवादों गणतन्द्र 
के शिक्षा मन्‍्त्री। मिर्जा मखमुतोब ने १६६१ मे अ्रध्या- 
पक संघ के जबलपुर में प्रायोजित प्रधिवेशन में भाग 
लिया । 


हम भारत के विभिन्‍न दर्शनीय स्थानों के दौरे से वापस दिल्‍ली लौटे थे कि 
हमे सोवियत दूतावास के एक अधिकारी ने बताया कि प्रधान मन्‍्त्री नेहरू 
सोवियत संघ में राष्ट्रीय श्रल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा सुविधाश्रों के विस्तार 
के बारे में, विशेष रूप से संघ तथा स्वायत्तता प्राप्त गणतन्त्रों में रूसी तथा 
अन्य राष्ट्रीय भाषाओं की शिक्षा के बारे में और विभिन्‍न राष्ट्रीयताशों के बीच 
संचार के माध्यम के रूप में भाषा को योगदान के बारे में दिलचस्पी रखते हैं । 
यही कारण है कि वे सोवियत शिक्षाविदों के प्रतिनिधि मंडल से मिलना 
चाहते हैं । 

हम निश्चित समय पर नेहरू के निवास-स्थान पर पहुँचे । हम छ: व्यक्ति 
यानि पूरा सोवियत प्रतिनिधि मंडल वहाँ था । नेहरू हमे अपने अध्ययन कक्ष के 
दरवाजे पर ही मिल गये । उन्होने हमारा हादिक स्वागत किया और सबसे 
अलग-अलग हाथ मिलाये । इस अ्रवसर पर भारत में सोवियत संघ के राजदूत 
आाई० ए० बेनेदिक्तोव भी उपस्थित थे । मैं दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रों में से 
एक के प्रधान मन्‍्त्री और दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक के 
साथ मिलने के लिए अत्यधिक उत्सुक और उत्तेजित था। संसार में कुछ लोग 
होते हैं, जिनका व्यक्तित्व इतना प्रभावपूर्ण होता है कि लगता है जैसे उनमें 
से एक आन्तरिक प्रकाश फूट रहा है। नेहरू भी उन्ही व्यक्तियों में से एक थे। 
उनसे जो भी व्यक्ति मिलता, वह उनकी मुख मुद्राओ्ं, धीमी आवाज, जादू- 
भरी मुस्कान और उनके सम्पूर्ण व्यवहार से प्रभावित हुए बिना न रहता और 
उसके मन में नेहरू के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्त हो जाती । 

उन दिनों शायद शासन का काम अधिक बढ़ा हुशा था--प्र धान मन्दत्री 
कुछ थके हुए से दिखायी दिये । 

नेहरू को बताया गया था कि हम लोगों में ताशकन्द की एक अध्यापिका 
रोनो कायुमोवा भी है। वह उज़बेक के स्कूली बच्चों की कई हिन्दी पाढ्य- 


चाचा नेहरू / १०५ 


पुस्तकों की सह-लेखिका हैं। हमने नेहरू को हिन्दी शअक्षर-ज्ञान की दो पुस्तकें 
भेंट की थीं। नेहरू ने उन पुस्तकों को बहुत गौर से देखा और कहा कि भारत 
को एक ऐसी भाषा की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसके द्वारा विभिन्‍न 
भाषा-भाषी जनता के बीच सम्पर्क स्थापित किया जा सके । उन्होंने कहा कि 
ग्रगर वे तमाम भारतीय स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई की व्यवस्था कर सके तो 
यह एक उपलब्धि होगी । दुर्भाग्य से हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, जो हिन्दी 
को सम्पर्क भाषा के रूप में स्वीकार करने में हिचकते है लेकिन मुझे विश्वास 
है कि देश की बहुभाषी जनता के हितो को ध्यान में रखते हुए, वे लोग बाद में 
हिन्दी के प्रति अपने रुख परिवर्तन कर लेंगे । 

सोवियत राजदूत ने नेहरू को बताया कि हमारे प्रतिनिधि मंडल में एक 
प्रतिनिधि तातार स्वायत्तता प्राप्त गणतन्त्र का भी है। नेहरू ने मुझसे हमारे 
गणतन्त्र की स्कूली शिक्षा के बारे में बहुत-से सवाल पूछे । साथ ही यह भी 
पूछा कि मैंने अंग्रेजी कहाँ सीखी--मास्को में या कजात्त में ? मैने उत्तर दिया 
कि मैंते अंग्रेजी मास्को में पढ़ी है। तब मैंने प्रधान मन्‍्त्री को बताया कि मेरे 
पास कजान की एक स्कूली लड़की का पत्र है। मैने कहा, “जब झाप जून 
१६५४ में भ्रपती बेटी के साथ कज़ान गये तो हवाई अड्डे पर आपका स्वागत 
करने वालों में एक स्कूली लड़की भी थी । उसने फूलों से आपका स्वागत क्रिया 
था। भ्रब उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं उसकी शुभकामनाएँ श्राप तक पहुँचा 
दूँ और आपसे कहूँ कि उसके लिए भारत में एक ग्रच्छा पैन-फ्रेड तलाश करने में 
उसकी सहायता करे । 

नेहरू मुस्कराये और तभी उन्होंने अपने एक सहायक को आदेश दिया 
कि इस अनुरोध पर तुरन्त गौर की जाए। उन्होंने कहा, “यह एक बहुत 
महत्त्वपूर्ण अनुरोध है। हमारे दोनों देशों के नन्हे नागरिक हमारी मित्रता को 
बहुत दृढ़ कर सकते हैं ।” 

नेहरू कुछ क्षण सोचने-समभझने के लिए रुके और फिर उन्होंने हाथी- 
दाँत का एक छोटा-सा टुकड़ा उठाया, जिस पर कि श्रशोक के द्ञान्ति-संदेश खुदे 
हुए थे। नेहरू ने वह टुकड़ा मुझे दिया और कहा, “कृपया इसे अपने नगर के 
नन्‍हें नागरिक तक पहुँचा दीजिए ।” 

बातचीत समाप्त होने पर हम लोगों ने नेहरू के साथ एक सम्मिलित फोटो- 
ग्राफ खिचवाया । इसके बाद नेहरू हमें दरवाजे तक छोड़ने श्राये और उन्होंने 
हम सबको बिदाई दी । 

मैं नेहरू के साथ हुई इस स्मरणीय भेंट को कभी नहीं भूलूँगा । वह हाथी- 


१०६ | चवाहरलाल नेहरू : सोवियत दुष्ट में 


दाँत का टुकड़ा भ्रब॒ कज़ान के एक संग्रहालय में है। नेहरू अपने वायदे को 
नही भूले श्रोर अब एक भारतीय छात्र तथा उपरोक्त तातार लड़की में निय- 
मित पत्र-व्यवहार हो रहा है। 


चाचा नेहरू / १०७ 


सोवियत संघ में नेहरू को रचना पत्रों 
का प्रकाटान 


पूरे सोवियत संघ में नेहरू की रचनाओझों को बहुत दिलचस्पी के साथ पढ़ा 
जाता है। कुछ श्रपवादों को छोड़कर उनकी प्राय: सभी रचनाएँ रूसी भाषा में 
अनूदित हैं और बहुत बड़े संस्करणों में प्रकाशित हो चुकी हैं । 


भारत की कहानी 

१९५४ में इनोस्त्रान्ताया लितरेचर प्रकाशन ने नेहरू की भारत की कहानी 
का प्रकाशन किया । 

इसके रूसी संस्करण की भूमिका में नेहरू ने अपनी सोवियत संघ की यात्रा 
से कुछ ही समय पहले दिल्‍ली में २८ मई १६५५ को लिखा, “मुझे प्रसन्‍तता' 
है कि मेरी पुस्तक 'भारत की कहाती' का रूसी भाषा में अनुवाद किया जा 
रहा है । यह पुस्तक बारह वर्ष पहले उस समय लिखी गयी थी जब कि मै जेल 
में था और युद्ध दुनिया के एक बड़े भूभाग में पंजे फलाये था | इससे मेरी उस 
वक्‍त की मनःस्थिति और विचारों का पता चलता है। 

“पिछले दस वर्षो में दुनिया मे बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं और इस शताब्दी 
के पाँचवें दशक के आरम्भिक वर्षो के मुकाबले हम बहुत श्रागे निकल आये है। 
लेकिन पुस्तक मुख्य रूप से भारत के भूतकाल से सम्बन्धित है और संभवत: 
इस प्राचीन देश की पृष्ठभूमि को समभने में किचित्‌ सहायक हो सकती है । 
शायद यह उन घटनाओं को समभकने में भी कुछ सहायक हो जिनका प्रभाव 
भारत की आज की पीढ़ी पर पड़ रहा है। 


१०८ | जवाहरलाल नेहरू ; सोवियत दृष्टि में 


“कुछ ही दिलों में, श्राशा है, मुभे, इस महान्‌ देश--सोवियत संघ--की यात्रा 
करने का सौभाग्य मिलेगा । जिस देश के बारे में मै इतना कुछ पढ़ता रहा हूँ 
उसे अपनी आँखों से देखने और उन शक्तियों को किसी हद तक समभने का 
मौका मिलेगा, जो कि संसार को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाले इस विराट 
तथा महान देश के निर्माण में संलग्न रही हैं। मेरे लिए यह विशेष प्रसन्नता 
की बात है कि यह पुस्तक जो कि मेरे कारावास जीवन के एकान्‍न्त क्षणों 
की उपलब्धि है, अब रूसी भाषा में प्रकाशित होने जा रही है ।* 


मेरी आत्मकथा 


उसी वर्ष १६५४५ में सोवियत संघ में नेहरू की आत्मकथा का प्रकाशन 
भी किया गया । सोवियत संस्करण की भूमिका में नेहरू ने लिखा : 

“लगभग छः मास पूर्व मैंने अपनी पुस्तक “भारत की कहानी" के रूसी 
अनुवाद की भूमिका लिखी थी | उस भूमिका को लिखने के कुछ ही समय बाद 
मुझे सोवियत संघ की यात्रा का सुअ्रवसर मिला। मै पन्द्रह दिन वहाँ रहा । 
इस अवधि में उस महान देश और उसकी महान जनता का बहुत ही गहरा 
प्रभाव मेरे मन पर पड़ा। मेरी यात्रा यद्यपि संक्षिप्त थी, फिर भी इसके द्वारा 
मैं सोवियत संघ की महान प्रगति और वहाँ की जनता की आत्मीयता, प्रेम 
और शांतिप्रियता के बारे में काफी कुछ जान-समभ सका । उस यात्रा की याद 
बहुत दिनों तक मेरे साथ रहेगी । 

“यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी पुस्तक का सोवियत संघ में 
स्वागत हुआ है और उसे बहुत लोगो ने पढ़ा है । यह जानकर मुभे स्वाभाविक 
रूप से एक लेखक का गर्व अनुभव हुआ । लेकिन साथ ही यह झ्राशा भी बँधी कि 
इससे रूसी लोगों को भारत को और अच्छी तरह समभने में सहायता मिलेगी । 

“अब सुझे दूसरी पुस्तक आत्मकथा” के रूसी अनुवाद की भूमिका लिखने 
के लिए कहा गया है। मैं प्रसन्‍ततापू्वंक इसे स्वीकार करता हूँ । लेकिन यह 
स्पष्ट कर देना आवश्यक समभता हूँ कि यह आत्मकथा मैने अब से बीस वर्ष 
पहले लिखी थी । दूसरी प्स्तक की तरह यह भी जेल में लिखी गयी थी । पुस्तक 
में कुछ तत्कालीन सामयिक महत्त्व के विषयों पर लिखा गया है, जो शात्रद झ्राज 
उतना महत्त्व नहीं रखते। लेकिन इससे तत्कालीन मारत की और विशेष रूप 
से स्वाधीनता संघर्ष में जूक रहे लोगों की मानसिक संरचना को समभने में 


१. सोवियतलेड, १६५४५, सं० १२ । 


स्तोवियत संघ में नेहरू की रचनाओ्रों का प्रकाशन / १०६ 


मदद जरूर मिलती है । 

“उस समय से अरब तक बहुत-सी घटनाएँ घट चुकी हैं और इस घटना- 
प्रवाह मे स्वाभाविक रूप से हम में से बहुत से लोग आगे बढ़ गये हैं या बदल 
गये हैं । 

“मुझे आशा है कि यह पुस्तक भी सोवियत तथा भारतीय जनता के बीच 
गहरी सूक-बूक और आत्मीयता स्थापित करने में सहायक होगी ।” 


इंडियाज़ फ़ारेन पॉलिसी 
सोवियत संघ में 'मारत की कहानी तथा 'आात्म कथा' के प्रकाशन के दस 
वर्ष बाद मास्को के प्रोप्रेस पब्लिशरसे ने नेहरू के भाषणों का एक संकलन 
प्रकाशित किया | उनके ये भाषण १६९४६ तथा १९६४ के बीच मंतर्राष्ट्रीय 
सम्मेलनों में, संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली के भ्रधिवेशनों में, भारतीय 
संसद में और उनकी सोवियत संघ तथा अन्य देशों की यात्राओ्रों के दौरान दिये 
गये थे । 


विश्व इतिहास को झलक 
मास्को के तौका पब्लिशस ने नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक “ग्लिपसिज श्रॉफ 
वल्ड हिस्ट्री' का रूसी अनुवाद तैयार करा लिया है और यह शीघ्र ही प्रकाशित 
होने वाला है। निशःसन्देह यह महत्त्वपूर्ण प्रकाशन न केवल भारत के विषय में 
अध्ययन करने वाले सोवियत छात्रों में बल्कि सोवियत जनता के सामान्य पाठकों 
में भी दिलचस्पी के साथ पढ़ा जाएगा। 


११० / जवाहरलाल नेहुरू ; सोवियत दृष्द में 


जनता की स्मृति में नेहरू का नाम अमर है 


भारत के स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद सोवियत संघ के विभिन्‍न क्षेत्रों के 
व्यक्ति निरंतर भारत आते रहे हैं। सोवियत संघ के बुद्धिजीवी एक के बाद 
एक यहाँ आते रहे हैं। यहाँ से लौटने के बाद वे अपनी रचनाओं में नये भारत 
के विभिन्‍न पक्षों--उसकी सांस्कृतिक विरासत और वहाँ के लोगों की स्वतंत्रता 
तथा खुशहाली का जीवन बिताने की ग्राकांक्षाओं को अ्भिव्यक्त करते रहे हैं । 
सोवियत संघ में ये रचनाएँ सुपरिचित हैं । 


नेहरू और सोवियत चित्रकार 


सोवियत चित्रकार जो कि समय-समय पर नेहरू से मिले, उन्होंने भारत 
की महान जनता की भावनाओ्रों, उसकी सूक-बुझ और सानवीयता के साकार 
रूप में नेहरू को देखा। यही कारण है कि नेहरू ने बहुत बार सोवियत चित्र- 
कारों को प्रेरित किया । 

जिन सोवियत चित्रकारों ने नेहुरू के चित्र बतागे, उनमें भ्रलेकज्ञेंडर 
जेरासिमोव और कोंसटेशियन फिनोजेनोव जैसे प्रसिद्ध पोद ट-विश्रकार भी 
सम्मिलित है। उपरोक्त दोनों चित्रकारों ने भारत में ही नेहुरू के चित्र बनाये। 

बाद में अभ्रपनी पुस्तक 'एक चित्रकार का जीवन', जो कि १६६३ में 
प्रकाशित हुई, में भ्रलेक्जेंडर जेरासिमोव ( १८८१-१६९६३) ने लिखा कि भारत में 
एक चित्रकार के लिए विषयों का एक श्रपरिमित स्रोत है, इसलिए मुझे अपने 
को भारतीय जनता के विशिष्ट प्रतिनिधियों के पो््टों की एक ध्यृंखला 
तक ही सीमित रखना पड़ा । जेरासिमोव भ्रागे लिखते हैं कि शासकीय कार्यों 


जनता कि स्मृति में नेहरू का नाम अमर है / १११ 


में व्यस्त रहने के कारण नेहरू को दो बार पोद् ट के लिए बेठने के कार्य क्रम को 
रह कर देना पड़ा। अपनी भारत यात्रा की समाप्ति से पहले किसी तरह 
जेरासिमोव ने नेहरू का पोर्ट्रेट पुरा कर ही लिया और बाद में उसे उन्हें भेट 
कर दिया। सोवियत संघ वापस झाने पर जेरासिमोव तथा फिनोजेनोव ने 
नेहरू के उस व्यवहार की बहुत प्रशंसा की जो कि उन्होंने चित्रकारों के काम के 
दौरान उन्हें दिया । 

श्रन्य सोवियत चित्रकारों ने नेहरू के पोट ठ उनकी सोवियत संघ को यात्रा 
के दौरान बनाये । उनमे से' कुछ स्मृति से श्र कुछ फोटोग्राफ की सहायता से 
विभिन्‍न शैलियों में बनाये गये थे | सेरवो तथा खनिन के पोद्ट तेल चित्रों के 
रूप में है तो कुछ दूसरे चित्रकारों ने जल रंगों तथा अन्य तकनीकों का प्रयोग 
किया है । 


मित्रता के फूल 

१६९७४ के बसंत में “द मास्को हाउस ऑफ फ्रोंडशिप' ने दूसरे देशों के 
व्यक्तियों के साथ सुविख्यात सोवियत पुष्प विशेषज्ञ लियोनिद कोलेस्तिकोब को 
श्रद्धांजलि अ्पित करने के उद्देश्य से एक सभा का झ्रायोजन किया । इस सभा में 
उनकी पृत्री को “इंटरनेशनल सोसायटी ऑफ लिलक ग्रोवर्स' द्वारा संचालित 
प्‌ रस्कार “द गोल्डन लिलक ब्रांच” प्रदान किया गया । 

लियोनिद कोलेस्निकोव ने अपने जीवन काल में लिलक की ३०० किसमें 
विकसित की थीं । उनमें से बहुत-सी किसमें भ्रब बल्गेरिया, कनाडा, पोलैंड, 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चेकोसलोवाकिया, ब्रिटेन, फ्रांस और हालेंड में उगायी 
जा रही हैं । 

कोलेस्निकोव ने सबसे पहले १६१६ में लिलक के दो पौधे लगाये | बाद 
में जबकि वह अपने लिलक के बगीचे में और कुछ किसमें शामिल कर चुके थे 
तो उन्होंने इसे राष्ट्र को भेंट में देने का निश्चय किया। आज उनके लिलक 
दुनिया के हर भाग में खिलते हुए पाये जा सकते हैं। संयोग से इनमे से कुछ 
के नाम भारतीय हैं । 

१६५० के बसन्‍्त में लिलक की एक कली गहरे बैजनी रंग के फूल के रूप 
में खिली तो लियोनिद कोलेस्निकोव ने उसे नाम दिया “इंडिया” । कोलेस्निकोब 
भारत को हमेशा स्नेह तथा सम्मान के साथ याद करते थे । 

१९५५ में नेहरू की सोवियत संघ की यात्रा के दौरान लिलक के पौधों 
पर हल्के बेजनी रंग के फूल खिले हुए थे तो कोलेस्निकोव ने उन्हें नाम दिया 


११२ / जवाहरलाल नेहरू : सोवियत दृष्ट में 


जवाहरलाल नेहरू । 


श्रनाज के दानों से बना नेहरू का चित्र 

काकेशस प्रान्त के श्रोदेंकीनिकिदज नामक स्थान के इगनेति अल्दातोब 
ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि भ्रनाज के दानों से नेहरू का चित्र बनाया। अल्दा- 
तोव ने इस अनोखी शौली में चित्र बनाकर उसे भ्रच्छी तरह पैक किया और 
मास्की स्थित भारतीय दूतावास को भेज दिया । यह घटना १६४८ की है। 
चित्र भेजने के कुछ ही दिन बाद अल्दातोव को नेहरू का एक पत्र मिला, 
जिसमें लिखा था : 

“प्रिय भिन्र, 

मास्‍्को में हमारे राजदूत ने आपका पत्र और आपके द्वारा बनाया गया 
चित्र मुर्के भेजा है। मेरे विचार में यह श्रच्छा चित्र है और इसके लिए मैं 
श्रापको बधाई देता हूँ । 

मैं आ्रापकी इस भेंट के लिए श्राभारी हूँ और उससे भी ज्यादा आभारी 
हूँ श्रापफे उन भावों के लिए, जो कि आपने अपने पत्र में शान्ति के बारे में 
प्रकट किये हैं । 

शुभकामनाभों सहित, 
आपका 
जवाहरलाल नेहरू” 


राजपथ 


इस नाम का चित्र एक शौकिया चित्रकार और भारतीय ग्रध्ययन-विशेषज्ञ 
एस० भराई० पोटेबैन्को ने बनाया है। पोटेबेन्को का कहना है, “यह चित्र 
मेरे लिए विशेष महत्त्व रखता है। मेरे खयाल में हर कलाकार को अपनी 
रचनाओं में से कुछ विशेष प्रिय होती हैं । मैंने भारत में जितने भी चित्र 
बनाये, उन सबमें यह मेरे लिए विशेष महत्त्व का है। १६६३ के भारतीय 
गणतन्त्र दिवस की वह सुनहरी सुबह मुझे सदा याद रहेगी और याद रहेंगे 
राजपथ पर भारत के राष्ट्रपति के आगमत की प्रतीक्षा करते हुए, सफेद 
शेरवानी पहने नेहरू, उनका युवकोचित फुर्तीला व्यक्तित्व, उन्तकी गौरवपूर्ण 
मुख-मुद्रा और उल्लास-भरे उत्सव की कार्यवाही । 

कुछ व्यक्तियों के जीवन की तुलना चमकदार सितारों से की जा सकती 
है। खगोलशास्त्री बताते हैंकि कुछ चमकदार सितारे जब समाप्त हो जाते 


जनता की स्मृति में नेहरू का नाम अ्रमर है / ११३ 


हैं, उसके बाद काफी समय तक उनका प्रकाश पृथ्वी पर आता रहता है । नेरूह 
का जीवन भी एक ऐसे सितारे का जीवन ही था । 


नेहरू शिखर 
तियान शान पव्॑त श्रृंखला में एक ऊँचे शिखर का नाम जवाहरलाल 
नेहरू शिखर है। मास्को के बौमान हायर टेविनकल स्कूल के एक पर्वतारोही 
दल ने समुद्री सतह से ६,७४२ मीटर ऊचे इस शिखर को महान भारतीय 
तेता का नाम दिया था। इस दल में वो. इवानोव, ए. झ्रोवचिन्तिकोब, ओर. 
गालकिन, एल. डोबरोबोलस्की, वी. मैक्सिनोब, वाई-कुसोव, इ. समायस्लोवस्की 
तथा वी. पुतरित नामक आठ सदस्य थे। इस पर्वबतारोही दल ने १५ श्रगस्त 
१६९७० को नेहरू शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। भार्ग बहुत कठिन 
था । उन्हें लम्बे समय तक केबल बर्फ पर ही चलना पड़ा। अक्सर रस्सों के 
सहारे चढ़ना पड़ा । रस्से पर चढ़ते समय वे किसी भी क्षण गिर सकते थ । 
भयंकर तूफातों का मुकाबला करते हुए और जीवन तथा मत्यु के बीच संघर्प 
करते हुए वे एक के बाद एक दुर्गंम चद्टानो पर विजय प्राप्त करते चले गये । 
१९७२ में नेहरू शिखर पर चढने का एक ओर प्रयत्न हुआ । इस बार वी. 
ग्लुवोव और वी. बाबरोब, बी. सौस्टिव, वी. जैस्तस्की श्रौर वी. पैट्रक नामक 
पाँच पव॑तारोहियों के दल ने नेहरू शिखर पर चढ़ते समय पूरे आठ दिन वहाँ 
के तूफानी मौसम में व्यतीत किये | उन आठ दिनों में बर्फ निरन्तर ढलानों 
पर से फिसलती रही और ३० सी तापमान में पर्वतारोहियो की हड्डियाँ तक 
जम गयी, लेकिन उन्होने हिम्मत नहीं हारी और बराबर शअ्ागे बढ़ते गये। 


आखिर १५ अगस्त १९७२ को उन्होंने नेहरू शिखर पर पहुँचने में सफलता 
प्राप्त कर ही ली। 


नेहरू की स्मृति में डाक-टिकट 

मई १६६४ के भ्रन्त में जबकि पूरे सोवियत संघ में नेहुरू की मृत्यु का' 
शोक मनाने के लिए सप्नाएँ हो रही थीं तो वहाँ के संचार मन्त्रालय ने नेहरू 
की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया । उसकी लाखों प्रतियाँ तुरन्त ही बिक 
गयीं । 

डाक टिकट पर छपे चित्र के चित्रकार सरजेई सोकोलोव का कहना है, 
“मैंने नेहरू को सबसे पहले १६६१ में उनकी मास्को यात्रा के दौरान देखा | 
मैंते उत्तका एक पूरा बड़ा चित्र बनाने के उद्देश्य से बहुत-से स्केच बनाये । 


११४ | जवाहमसलाल नेहरू : सोवियत दृष्टि में 


मुझे प्रसन्‍तता है कि भारतीय जनता और उसके प्रिय नेता के प्रति सोवियत लोगों 
के मन में जो प्रेम की मावना है, उसे मेरे डाक टिकट के माध्यम से अ्रभिव्यक्ति 
लेने का अवसर मिला है। 


तुक मान के कालीन बुनने वालों की एक कलाकृति 

एक पुरानी तुकंमानी कहावत है, “तुम श्रपना कालीन खोलो, मै तुम्हारी 
श्रात्मा को पहचान लगा । अरखाबादा के कालीन बनाने के कारखाने के 
डिजाइनर दुजुयार रदनिलोब ने कालीन बुनने वाले कर्ंचारी नबात मुखमेदोवा 
तथा अ्धिनर कोचुमोवा के साथ मिलकर कालीन में जवाहरलाल नेहरू का 
एक चित्र बुता है, जो कि कालीन-कला का एक अच्छा उदाहरण है। यह 
कालीन तुर्कंमान सरकार द्वारा भारत सरकार को भेंटस्वरूप देने के लिए एक 
जल्दी के श्रार्डर पर तैग्रार किया गया । 

नबात का कथन है, ' नेहरू सोवियत संघ के बहुत श्रच्छे मित्र थे। श्रपनी 
सोवियत यात्रा के दौरान वह देश-दर्शन के लिए निकले तो हमारे नगर में भी 
झाये थे । यहाँ वे जिस मकान में ठहराये गये अ्रब'. उसका नाम “नेहरू हाउस 
ही है । नेहरू सदा हमारी याद में बसे रहेंगे । 


नेहरू की मृत्यु से सोवियत जनता को गहरा धक्का लगा । झहरों में और 
गाँवों मे, कारखानों में और स्कूलो मे--हर जगह शोक-सभाएँ हुई । भारत के 
उस महान सपूत श्रौर सोवियत संघ के महान मित्र नेहरू की मधुर याद सोवि- 
यत् लोगों के दिलों मे हमेशा ताजा रहेगी । 


अनता को स्मृति में नेहरू का नाम भ्रमर है / ११५ 


